युग-पुरुष महात्मा गांधी 
पहला भाग 


लेखक 
श्री एस० मनोहरलाल 
प्रो० भ० प्र० पान्थरी 


भूसिका लेखक 
आचार्य नरेन्द्र देव 
वाइस-चान्सछूर छखनऊ यूनीवर्सिटी 


प्रकाशक 
प्रकाशन-गृह, 
टिहरी गढवारू । 


प्रकाशन-मन्री 

श्री पान्थरी 

प्रकाशन-गृह 
टिहरी गढ़वाल स्टेट 


प्रवम सस्करण २,००० 
चैन्न नवसी, स० २००४ 
१८ अंग्रेल १९४८ 


मूल्य ४) रु० 


सुद्रक प्स्तक सिलने का पता-- 
६० प्रृथ्वीनाथ भागव, ग्रो० भगवतीप्रसाद पांथरी 
भाग भूषण प्रेस, गायघाट, वनारस॒ श्री काशी विद्यापीठ, वनारस फैण्ट, 





लक जत 


द 


नननफफकना-+5 


वापू की बाटिका का 
यह श्रद्धा पुष्प 
बापू की ही वलि बेदी पर 
आपित ! 


भूमिका 


यश-परुष महात्मा गांधी” नामक पुस्तकका पहला साग 
पठकाके सन्‍्मख ह | पस्तकक्े लेखक श्री पथरी तथा श्री 
, मनोहरलाल हैं ५ श्री पंथरीजी इतिहएसक्ते विद्यार्शी ह। इन्होने 
, इवहास संबंधी कई एस्तक लिखी ६! प्रस्तुत पुस्तकके पहले दो 
अध्यायामे ऐतिहासिक पष्ठ-सभि लिखी ग्य। ह जिसस महत््मा 
जी के काथके समझने सविध हे।। पुस्तक दो भागम समाप्त 
होगी । पहले भागंम सन्‌ ५६९५४ तक की घट्नाओका 
उल्लेख है 
महात्माजी| सच्मच्ठ वतमन युगंके सर्व ओएछ पुरुष है । 
भारतीय सम्यतादी यह सबसे बर्ड! ठन ह | उनकी शिक्ता मे 
प्रत्थेन आर अवए्जीन दोनोक अच्छा सास्मश्रण हू) उनका 
शिक्दाका महत्व केवल हमोरे लिए ह। नहीं हे, बस्च सोरे 
ससारंके लिए. 6 । आज सखाएर चोराह पर खडए ह | उसके 
एक नए मार्रकी तलाश ह, एक नगर सन्देशकी भूख है । 
महात्माजीऋए दिव्य सन्देश ससारका ऋण कर सकता 6 १ 


गएीजी की अनेक जीरवानिया लिखी गयी है । महत्मणजी 


(8 

ने स्वये अपने आत्मकथा लिखी दे । किल्‍्तु बह अपूर्ण हे। 
उनके निधनंके बढ गएवी साहित्य मे अशुप्तीत व॒क्धि होगे 
प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रकारका एक प्रयास है | पुस्तकका दूसरा 
भाग अधिक महत्वका होगा, क्योकि सन्‌ ९१६९४ के बाद ही 
महतत्माजी ने भरतके राष्ट्रीय आन्दोलन मे सक्रिय भाग लेना 
आरभ किया था। पुस्तक वर्डी सलधानी ओर परिश्रमसे लिखी 
गई है । पछरीजी ने भारतीय इतिहासका अच्छा अध्ययन 
किया है । उनके ओर उनके सहयोगी ग्रन्थकारसे ऐसी हैए 
आशा थी । 


लूखनऊ | 


हिल नरेन्द्र देव 


आसुख 

सन्‌ ४२ का जमाना था और भाग्यव आगरा सेन्ट्रल जेलके वारह 
तालाम हम दोनों एक साथ बन्द थे । गावी जयन्ती आयी, हम लोगोने 
उसमें भाय लिया । उस अवसर पर यावीजीके सम्बन्धर्म कुछ व्याख्यान 
आदि भी हुए। अनेक व्यक्तियोने तरह-तरहसे गावीजीऊे सिद्धान्त 
भार कार्योंकी आलोचना की । हमे कुछ एक सजनोकी आलोचनासे 
लगा कि इसमें गाधीजीऊे वजाय वक्तारी निजी भावना अधिक है । अतः 
हम लोगोने तभी यह निश्चय किया कि सही रूपसे गाधीजीके भावांकोी 
समझने और सममानेऊे लिए उन्हींकी आत्मकथा और लेखोके आधारपर 
उनका अ्रव्ययन होना चाहिए । प्रस्तुत पुस्तक उसी अध्ययनका प्रयास ह | 

किन्तु इस पुस्तककी रचनाका आधार झुद अ्रढ्या रही है, हमसे 
इसमे पाढित्यका प्रयोग न करके विशुद्ध छात्र-ब्तज्तिसे काम लिया है, 
क्यॉफि थद्धा-ग्रेरित निष्पन्ष जिनासासे हमने गार्धीलीके जीवनकी समभकने 
की यहाँ चेशा की है, वह भी इसलिए क्रि हम उनहे जीवनसे कुछ 
सौख आर कर सकें । 

गाधीजीऊे थब्दोंस मरा जीवन मेरा सन्देश है, ही हमारा अब 
विश्वास ६, इसलिए उनके सन्देशकका समकने और हृदयगस करनेका 
हमने युग पुरुष के प्रथम और द्वितीय भागमें प्रयास किया है । 

हम इसमें कहातक सफल हुंए ह, यह तो विद्वान समाज ही बतला 
सकेगा । लेकिन यदि इस प्रयाससे ग्राधीजोका सन्देश कुछ भी प्रचारित 
हो सका तो हम अपने प्रयासको सफल ही समझेंगे । 

१ 


युग-पुरुप 


एक बात और, “हमने यह पुस्तक' ४६ में ही पूरी कर दी थी, 
और आवी छप चुकी थी कि इस बीच गराधीजो की हत्या हो गयी । अतः 
इस अनिवार्य कारणसे पुस्तक की क्रियाओमें अन्तर पडा है 

प्रखुत प्रथम माग सामने है ओर द्वितीय भाग भी प्रेस में जा चुका 
है। आशा है, जल्डी ही प्रकाशित होकर पाठकोके सामने आ जञायगा । 

अन्तमे हम अपने कर्नाटक के विद्यार्थी-आ्रा महावलेश्बर भट्ट और 
श्री गजानन शर्माके बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमें प्रेस कापी तैयार करने 
आदि में बहुत सहयोग द्या। श्री भटजीने प्रूफ देखने और ब्लाक 
बनवानेम भी हमे सहायता पहुँचायी जिसके लिए. हम उन्हें धन्यवाद 
देते हैं। हमारे मित्र विद्यापीठ पुस्तकालयके अव्यक्ष भाई ग्रो० गोराबाछ 
खुशाल जैन मी धन्यवादके पात्र है जिनसे हमे पुस्तकके बारे यदा-कदा 
सुकमा मिलते रहे है। पुस्तककी छपायो सफायो और प्र,फ आदिसे 
बहुतसी भूछे भी रह गयी होगी, जिसके लिए हमे आशा है, सहृदय 
पाठक हमे सचेत तथा क्षमा करेगे। 

विनीत--- 
एस, मनोहरलाल 
भगवती प्रसाद पए्थरी 


प् 


विपय-खची 


भारत की ऐतिहासिक प्रछ भूमि 
ऐतिहासिक भ्रतिक्रिया ओर राष्ट्रीय पुनर्जाग्रति 
महात्मा गाधी का प्रारभ्िक जीवन 
अफ्रीका भें 

जीवन में नई कोपढे 

गाधीजी ओर वोभर युद्ध 
साठ्-भूमिको 

फिर दक्षिण अफ्रीका मे 

सेनापति गाधी 

सत्याग्रह का आरंभ 

सत्याग्रह पूणता पर 

सफल संग्राम 


पर 


बह 


5 
कि । 
(0 


ख््यर 
ल्श्च्जि 
न्स्य 


न्प आती पे 0! 
८ ५ 725 >अ ५ 


ल्‍्छ 
ही । 
न्प 


ना ९ ॥ 
छा 
९५७४ 


शा 
जर 
न्‍्पै 


भरती ऐतिहासिक पृष्ठ भू 
अध्याय ५ 


महात्मा गार्धीके जावनका हसारे भारतकी राजनीति आर 
जीवनपर जो भाव पढ़ा हे, और उससे हमारे नूतन 
भारतसे जो प्रतिक्रिया हुई, उसे ठीक तरह लिये हमे 


है एक ऐतिहासिक सत्य हे कि थुग सुरुष? की सृष्टि करता 
है आर पुरुष 'थुए की | इसलिए ययपि यह सही है कि गाधीने 
आज भारतमे एक नूतन 377 गाधी-युगको जन्म व्यि हे,किन्तु 
यह भी सहो है: कि गाधीः को जन्म देनेवाढा भी भारतीय इति- 


उरुपा अथवा व्यक्तियोको जन्प्र दिया जो उसके इप्टके साधन 
हो गये है। राम, कृष्ण भहावीर, बुद्ध आदि ऐसे कतिपय 
महापुरुषोमे ही गाधीका व्यक्तित्व अपना स्थान रखता है । इस 
भकार चूँकि गाधीका व्यक्तित्व उनसे पूर्ववर्ती इतिहासकी अति: 
क्रियाका ही एक स्पर्तप हैं इसलिये उनके जीवन और कार्योपर 
+काश डालनेसे पहिल्ल उनके पथ इतिहासपर उँछ प्रकाश डालना 
आवध्यक हो जाता 
२ 


युग-पुरुष 
भारतीय इतिहसर्की प्रप्तीनता-- 


संसारके प्राचीन सभ्य देशोंसे सबसे प्राचीन देश हमारा 
भारतवर्प है। भारतके पहचात्‌ अन्य आचीन सभ्य देशोमे चीन, 
मिश्र, मेसोपोटासिया, क्रीट और यूनान तथा रोसका स्थान है। 
सिश्रआजसे लगभग हजारों बपे पहले बहुतही सभ्य ओर 
सुसंस्क्रत देश था। प्राचीन समयमे यह सभ्यता हजारों वर्षंतक 
फूलती फलती रही । किन्तु आखिर वह विश्वमे खेल कूदकर 
फिर अन्तथान हो गई, ओर अपने पीछे स्मृति स्वरूप कुछ 
पिरामिड, सस्ती ओर सन्दिर तथा विशाल इमारतोके खंडहर 
छोड गई। यद्यपि मिश्र अभी भी है, परन्तु आजके सिश्र बालो 
ओर प्राचीन पिरामिडके वनानेवाले मिश्रवासियोंके बीच कोई 
सास्क्ृतिक अथवा जातीय खूब्डछा नही है। आचीन सिश्र तो 
मिट चुका । 


मेसोपोटासिया अथवा ईराक तथा परशिया भी मिश्रकी 
भाति अपनी सम्यताके प्राचीन कालसे न जाने कितने विशाल 
ओर प्रभावशाली राज्यो और सम्यत्ताओंके केन्द्र रहे है, किन्तु 
आज वे सव सिट चुके । उनका आचीन गोरव अतीतके गत्त मे 
खो चुका है । 

यूरोपका सुरम्य द्वीप क्रोट आजसे ३००० वर्ष पूर्व अपनी 
उसमग भरी सम्यताम इठलछाया करता था। क्रीटका योवन ओर 
सोदयें उसकी बेभवशाली नगरी 'कनोसस'मे विखरा हुआ एक 
समय वडी म्खरतासे चमका था। कनोसस नगरी अपने दूसरे 
नाम 'मिनोस'से सी प्रख्यात थी | यह नगरी क्रीटकी सम्यताका 

है 


महात्मा गावी 


केन्द्र थी ओर इस नगरीके नामपरही क्रीटकी सभ्यता संसारमे 

मिनोयन्‌ कहकर पुकारी जाती थी | करीब २००० वर्षों तक इस 

सभ्यताका भी संसारके चित्रपटपर अभिनय होता रहा । उसके 
हक किक मित्तो 

बाद यूनानी आये ओर मित्तोसको उजाड गए । 


“मिनोस”को उज़ाडकर उसके अवशेषोपर यूत्तानियोते अपनी 
हेलनिकः सम्यताकों श्रतिष्ठित किया | यह घटना आजसे ३००० 
वर्ष पूर्वकी हे। फिर सेकडों वर्षोतक यूनान, स्पाटो ओर 
एथरेन्सकी धूम रही । किन्तु वे भी मिंट चले। आखिर रोमका 
अभ्युदय हुआ | यूनान ओर रोमही यूरोपको सम्यताके पथपर 
छाये, लेकिन स्त््रय विश्वके रगमचसे खिसककर उन्होंने भी 
नेपथ्यकी राह ली । 

यद्यपि भारतवर्षके उपरान्त सभ्य होनेवाले प्राचीन मिश्र, 
मेसोपोटामिया, इराक वा परणिया, क्रीट या मिनोस अथवा 
कनोसस, यूनान ओर रोम आज संसारके चित्रपटसे अन्तर्वोन 
हो चले है, किन्तु मारतवप ओर चीन आज भी अपनी प्राचीन 
सस्क्ृति ओर सभ्यताको लिये हुए जीवित है । 

भारतवपकी सभ्यता आजसे कमसे कम छगभग १०,००० 
बर्ष पूर्वकी सभ्यता हे । इसी प्रकार चीचकी सम्यता सी आजसे 
४००० चर्ष पूर्वकी सम्यता हे। इन दोनो देशोपर सदियोसे 
आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण होते रहे,ओर दोनों मुल्क विदेशी बवेर 
आक्रमणकारी ओर विजेताओं द्वारा लूटे-खसोटे गये । इस प्रकार 
ढोनोके ऊपर युद्धोंके खूब घात आर अतिघात हुये । विनाशने 
हमारे मुल्क खूब ताडव किया ओर आक्रान्तकोने हमें उजाडकर 
वीरान बनानेके कई प्रथत्व किये। किन्तु इतनेपर भी आजतक 

3 


युग-पुरुष 


हम अपनी प्राचीन सभ्यता ओर सस्क्ृति तथा इतिहासको 
सुरक्षित रखकर जीवित है। हमे मिटानेके लिए स्दियोंसे 
विदेशियोने जो भी प्रयत्त किये उनके वे सारे प्रयत्न विफल 
रहे ओर फलतः भारतवर्ष ओर चीन आज भी अमिट 
रूपसे स्थित है । 


इस प्रकार ससारके आचीनतम सम्य देशोंमे भारतवर्ष 
सबसे प्राचीन सभ्य देश हे। इसकी सभ्यता जैसा कि हम कह 
आये है, आजसे लगभग १०,००० वष तक पुरानी 


'बैदिक थ॒ग---- 


हमारी समभ्यताका प्रारम्भिक युग इतिहासमे 'बंदिक युगःके 
सामसे प्रसिद्ध है। इस युगकी तिथि आजसे १०,००० वपं पूर्व 
अथवा ईसासे ८,००० वे पूवतक मानी जाती हे । बंदिक युगका 
इतिहास हमे वहुत कुछ प्राचीन वेदढ-प्रन्थोसे मिछता है। वेद 
असलमे हमारे धार्मिक ग्रन्थ है । वेद सस्क्ृरतकी “विद? धातुसे 
चना हे, जिसका अर्थ हे 'जानना' अथवा ज्ञानः । 

वेढ इस प्रकार ज्ञानके भण्डारके साथ-साथ हसारे प्राचीन 
आये पृवजोके स्मृति-अन्थ सी है। इनसे हमारे अपने पर्व 
पूजंजोका ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त होता हे। वेदोकी सस्क्ृति 
आर समाज-व्यवस्था आज भी हमसे कायम है, इसलिए यह 
कहना कि हस उन्हीं आर्योकी सन्तान है ओर आज हजारो 
बर्षकि बीत जानेपर भी हमारा प्रत्यक्षतः अपने बेदिक आये- 
प्वेजोसे सम्बन्ध वना हुआ है, विल्कुल सही है । अतः आजके 
भारतीय प्राचीन सहस्राव्दियोंसे ही चले आरहे है । 

छ 


महात्मा गावी | 


आजके भारतके सामाजिक व्यवस्थाकी मूलन्योजना 
भी प्रथमतः वैदिक युगमे ही हुई थी। चार वर्णो ओर चार 
आश्रम वेढिक युगकी ही सृष्टि है । 

किन्तु उस समय चार वर्णा-त्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर शढके 
विभाग जन्सपर नहीं, कमपर निर्मर थे। इस जाति 
व्यवस्थाके फलस्वरूप यद्यपि हिन्दू जाति आजतक जीवित रह 
सकी है, लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था गड़वडा गई। 
चार बर्णोका वटवारा कर्मःकी जगह वादमे विशेपतया जन्मसे 
होने लगा। फल यह हुआ कि चार चर्णोकी जगह कितनीही 
जातिया हम लोगोंमे पैदा हो गई, जिससे हमारी एकताको 
बहुत वडा आधात पहुचा । यह एक ऐसी बुराई पंदा हुई जा 
आजतक हमारे समाजमे श्रचलित है । 


बदिक युगका जीवन वहुत सरल आर शान्त था। वढिक 
समाज सत्य” और आनन्दःकी खोजमे निरन्तर उच्च जानः 
अथवा “चित्त! ग्राप्तिके श्रयत्नोंमे छगा रहता था। यही कारण 
हू कि इस युगसे महान ऋषि, महर्षि ओर तपपूर्ण ज्ञानी 
मुनियोने जन्म लिया आर अपनी सनन्‍्तानके लिये ज्लानके 
अक्षयभण्डार वेदः ओर डपनिपद्‌? अपने पीछे छोड़ गए | 


इसके साथही समाज-विज्ञानका भी उनको एसाही ज्ञान 
था। वेढिक कालमे समाजकी रक्षा ओर राज्य-प्रवन्वके लिये 
यद्यपि राजा सवमान्य हुआ करता था, परन्तु उसको अ्रजाकी 
अनुमतिपर चलते हुए शासन करता पड़ता था। राजा 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था, ओर यदि स्वेच्छाचारी हो 
जाय तो उसे यद्दीसे उतार दिया जाता था। इस प्रकार यह 


है 


युग-पुरुप 


युग हर प्रकारसे हसारे इतिहासका वह विभल ,युग था, 
जब कि सारा समाज सुख ओर शान्तिके साथ अपना जीवन 
व्यतीत करता था । 


रमायरु युग--राम|वतए 


बैदिक युगके बाद हमारे आये-इतिहासमे रामायण ओर 
सहासारत-युग बहुत महत्व रखते है। रामायण युगका समय 
करीय ४००० ई० पू० माना जाता है । इस युगमे मालूम पड़ता 
ह कि हमारे समाजकी वेद-कालीन आध्यात्मिक भित्तिको तोड़ 
ऋर रावणकी भोतिकवादी आसुरी सम्यता अपनी उम्र ,हिसाके 
छारा समाजके सुख ओर शान्तिको नष्ट करना चाहती,थी । 


किन्तु अहिसक अध्यात्मकी जगह हिसक सौतिकताको कायस 
करनेमे रावशको सफलता प्राप्त न हो सकी । आये महापुरुप 
रामले रावणके सारे आउुरी प्रयत्नोको विफल कर दिया । रामके 
देव-प्यस्तसे आये-जातिपरका यह खतरा टल गया ओर भोति- 
कवादके पशुकों हमारे समाजके सुख या शान्तिको कुचलनेसे 
रोक दिया गया। फल्नतः आवध्यात्मके सत्य और अहिसाके 
सिद्धान्तोपर इसारे यहा, रावणके “अझुर-राज”की जगह रासका 
स्वराज्य? स्थापित हुआ, जिसने मानवके लिये सुख, शान्ति तथा 
उन्नतिके विशाल ओर शुभ द्वार खोल दिये | 


सहाभरत युग--कुष्णपवतार 
किन्तु राबणके आसुरी खतरेको टले हुए अभी करीव ७०० 


बषेही हुए थे कि पुनः भौतिकवादिताके अनाचारने जन्म लेना 
5६ 


महात्मा भावी 


शुरूकर दिया। यह मद्याभारत, युगका समय था। इस घुगमे- 
दुर्यावन, जरासन्ध, शिशुपाल आर कस आदि राजाओंक रूपमे 
पश्चता आर आसरी ब्वक्तिया वढने छरगीं। ये राज भातिकवाठ्तिक 
_ गढ़ बन गए। आयोकी पुरातन आव्यात्मिक भित्तिको फिरसे 
उजाडनेका प्रयत्न होने छगा | मानव समाजसे सत्य आर धमका 
एुनः लोप होना शुरू हो गया। 


मानवीय कल्याणकारी प्रवृत्तिया प्रेम, शान्ति, अहिसा ओर 
मेठका स्थान, आउरी प्रवृत्तिया--हिसा, युद्ध आर अनाचारने 
लना आरभन्भ कर ठिया, मानव समाजसे धर्म हटता गया आर 
अधर्मकी बढ़ती होने लगीं । सव मनुप्याको शकही इईश्वरक 
विभिन्न रुूपमे देखने वाढी आय-सम-इदृष्टिका लोप होने लगा 
आर मनुप्योंग जाति तथा ऊँच-नीचके भेद भाव पनपने लगे । 
मनुष्यपर फिर अत्याचार होने छग आर समाजमे इस अनीतिके 
कारण अव्यवस्था और त्रास फंछ उठा। इस अनीति आर 
अत्याचारके फलःस्वरूप महाभारत थुगकी त्रस्त मानवीय 
अभ्यर्थना आर पुकारने ऋष्णको जन्म ठिया। फलतः क्ृप्ण 
युगावत्तारः वनकर फिरस आय-व्यवस्थाकी मोतिकताके पशु वा 
पक्तससे बचानेके छिय आपहचे। कृप्णफी सहायतास आय 
पाउवाने दुर्या वनको छुरुक्षत्रकी छडाईसे हराकर भंत्तिकवाब्का 
एक आर जवदस्त शिकम्त दी | इस विजयके वाद कृ्णने सत्य, 
अहिसा, समता तथा स्वतन्त्रताके आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर 
आयोाके उजडते हुये समाजकी फिरसे पुनस्थापनाकी । 


युग-पुरुप 
भमएतीय--प्रजाठन्त्र---राज्य 


सहासारतके युद्धके वाद दुर्योधन ओर जरासधकी बढतो 
हुई साम्राज्यशाहीका अन्तहों गया। उनके बाद फिर भारतवर्पसे 
कुछ समयके लिये राजवन्त्र उठसा गया। राजतन्त्रके उठतेही 
हमारे भारतवपमे कई छोटे-छोटे प्रजातन्त्र उप आये। इन 
प्रजातत्रोमे मगध, चिदेह, काझञी, कोशछ, वैशाली, पिपछीवाहन, 
सालव तथा छद्रक आदिके नाम असिद्ध है। इनग्रजातत्रोमे कोई 
स्वेच्छाचारी राजा नहीं होता था। शासनका काये ग्रजाके 
प्रतिनिधियोकी सलाह पर हुआ करता था। गॉबोके आसनके 
लिये पचायते होती थीं जो स्वय गॉवोके मामलोकों घरपरही 
सुलूका लिया करती थीं । 


महर्जीर ओर वुद्धेके अवतार 


किन्तु कुछ साल वाद वह समाज-व्यवस्था, जिसे कृष्णने 
आकर ठीक किया था, फिर विगड़ चछी । इस समय समाज- 
व्यवस्थाके विगड़नेका कारण भोतिकवादी साम्राज्यशाही न थी, 
किन्तु वार्मिक अनीति ओर अत्याचार थे। ज्राह्मणोने धर्मोधर्सपर 
अपनी अधानता विठला दी थी। मोझ्षका मारे त्राह्मणोंने अन्यके 
लिये वन्दकर दिया था। धर्मके आध्यात्ममूछक सिद्धान्वोको 
पीछे ढकेल दिया गया था, ओर अहिसा तथा आणियोकी सेवाके 
बदले असत्यपूरण हिसात्मक यञ होने छगे थे। जाति-मेद बढ़ गये थे 
ओर मानव अपनी आपसी एकताकों खोकर फिर अलग-अछग 
होकर एक दूसरेसे अत्याचार ओर अनाचारका बर्ताव करने लगे 
थे। ई पू छठी शत्तात्दिकी यह दशा थी। अतः युगको फिर 

४ 


सहात्सा गांधा 


धर्म-सस्थापन करनेवालेकी आवश्यकता हुई ओर फलःस्वरूप 
महावीर (५९९-५२७ ई०पू०) ओर गीतस बुद्ध (५६३-४८३ ई०पू०) 
ने थुगावतारो?के रूपमे जन्म लिया । महावीरने जेन घर्स ओर 
बुद्धने वोद्ध धर्मकी स्थापनाक्की। भगवान महावीर ओर विशेषकर 
बुद्ध मगवानते वार्सिक पाखडो,हिसात्मक-यतो तथा जाति-भेदोको 
मिटाकर मनुष्यकी हिसात्मक अवृत्तियोकों रोकनेका महान ग्रयत्त 
किया । सोत्न, शान्ति ओर आध्यात्मिक सुखके द्वार सब जातियो, 
सब छोटे बड़े एबं तथाकथित ऊँच नीच सब प्रकारके लोगाके 
लिए खोल दिये गये। परिणामतः विक्ृत होता हुआ हमारा 
समाज पुन+ सचेत ओर सचेष्ट हो उठा, ओर फिर अप्नेकों 
सभालनेके प्रयत्नोमे जुट गया। 


भारतवपका विदेशी जाएतियेसे सम्पर्केका आरस्थ-- 


इन अवतारोंके अलावा हमारे प्राचीन भारतीय इतिहासकी 
दूसरी प्रमुख घटना हमारा विदेशियोंकें साथ सम्पर्क है । भारत 
ससारके सव देशोंसे अधिक उपजाऊ ओर धनधान्य पूछ रहा 
हैे। कहावत सशहूर थी कि भारत एक सोनेकी चिडिया है | 
किन्तु हमारी यह समृद्धिही हमारे अभिशापका भी कारण बनी। 
हमारे इसी बेभव और धनको लूटनेके हेतु गातम बुद्धके 
समयसे ही विदेशियोने आक्रमण शरूकर बिये थे । 


परशुयन स्नज्स--- 


प्रथमतः परशियाके सम्राद दाराने (४२२४८६ ई पू ) 
हमारे मुल्कपर हमला किया था। ५१८ ई पू में ही वह हमार 
पजाब प्रान्तका अधिपत्ति हो गया था। इस समयसे लेकर 


र<्‌ 


युग-पुरुष 


करीब डेढ सो वर्षोतक भारतका उत्तर पश्चिमी प्रान्त परशियाके 
साम्नाज्यका अंश बनाही रहा। भारतके इस प्रान्तचको पाकर 
परशिया अपनेको धन्य सममने लगा। ओर वात भरी ठीक थी, 
द्योकति अकेला भारतीय ग्रान्त परशियाको साछाना ३०० टेल्लेन्ट 
सुबण अर्थात्‌ करीब १५४०० सन सोना दिया करता था | इतना 
सोना परशियन सात्राज्यके अन्य २० प्रान्त मिल्षकर भी मुश्किल्से 
दे पाते थे। यह अपार सोनाही था जिसने परशियन लोगोको ही 

नहीं, अपितु कई एक दूसरे विदेशी लुटेरोको भी हमारे मुल्कपर 
धावा करनेके लिए समय समयपर न्योता दिया है । 


परशियनोके बाद चोथी शताव्दि ई पू में यूनानियोने भी 
हमारे इसी वैमबको लूटनेके लिए सारतवर्पपर हमला किया था। 
अलक्षेन्द्र (सिकन्दर) इस यूनानी हमलेका नेता था। सन्‌ ३२७- 
३२६ ई० पू०मे बह काबुरूके दरवाजेसे हसारे मुल्कमे घुसा। 
डस समय उत्तर पश्चिममे बहुतसी ग्रजातंत्र रियासते थी। 
यद्यपि शासन ओर व्यवस्थाके विचारसे ये रियासते बहुतही 
सुशासित ओर विकसित थी, किन्तु इनमे परस्पर कोई मेल न था । 
अपने राज्य अथवा रियासतके ग्रेमके सिवाय इनमे पूरोदेशीय 
राष्ट्रीयता न थी । इसलिए विदेशी आक्रमणकारीके खिलाफ वे 
कोई संयुक्त मोचा कायम न कर सके | परिणाम यह हुआ कि 
सिकन्दरने एक-एक करके सारे ग्रजातंत्रॉकी विनप्ट कर डाला | 
किन्तु पजावके महाराज पुरुसे विजय हासिल करलेमे उसे काफी - 
मूल्य चुकाना पडा था। अतः पुरुके पौरुष ओर बलसे थककर 
एवं डरकर अलत्षेन्द्रकी फोजे आगे बढनेका साहस न कर सकी 
ओर पजाबसे दी वापिस हो गई । ज्ञोटते समय अल्क्षेन्द् 


१७ 


महात्मा गाधी 


अपने जीते हुये भारतीय प्रदेशों ( उत्तर पश्चिम भारत आर 
पजाव ) के शासनके लिये कुछ यूनानी आराकोंको यही 
छोड गया ) 


विंदेशियोसे भारतको! मुक्त करनेक्ते लिए राज्यक्रान्ति 
ओर भएतके राष्ट्र साम्राज्यक्ती पुनस्थोपना-- 


अछ्क्तेन्द्रके लोट जानेके वादही भारतने विदेशी सत्तारे 
खिलाफ तुरन्त विद्राह कर दिया। इस बिद्वोहके नेता थे 'पिपली 
वाहन'के इध्वाकु वशीय चन्द्रगुप्त माय ।--चन्द्रगुप सगवके नन्‍्द 
वओजीय सम्राटके सेनापतिके छडके थे। पहिल्य विद्रोह चन्द्रगुतने 
नन्‍्ढोके खिलाफ किया था ओर जब- उन्हें पकड़कर फॉसी दी 
जानेवाली थी, तव वे सागकर पजाव चले आये थे। पंजावमे 
उनकी कोंटिल्यसे मित्रता हुई। चन्द्रगुप्त अलक्षेन्द्रके विजयोंसे 
मर्माहत हो चले थे, ओर इन विदेशियोंके पजेसे अपने देशको 
स्वतत्र देखना चाहते थे। इसलिए अलतल्तेन्द्रके पीठ फेरतेही 
चन्द्रगुप्ते कोटिल्यकी मददसे भारतीय जनताको विदेशियोके 
विरुद्ध उमाड़कर विद्रोह कर दिया | चन्द्रगुप्तका विद्रोह सफल 
हुआ, ओर सारे यूनानी शासक हिन्दुस्तानसे भगा दिये गये या 
सार डाले गये । इसके वाद ३०१ ई पू मे चन्द्रगुप्तने पाटलीउुत्र 
परभी अधिकार कर छिया। इस प्रकार उत्तरमे अफगानिस्तान, 
काबुछ, कन्धार, गन्धार तथा पजावसे लेकर मगध ओर नीचे 
दक्षिगमे करीब संसूर तक चन्द्र गुप्तकी अकेली सत्ता कायम 
गई। यह चन्द्रगुप्तकी ही विजय न थी, अपितु भारतकी राज्य 
क्रान्तिकी भी विजय थी, जिसकी सफछताने विदेशियोको 


१९ 


युग-पुरुप 


हिन्दुस्तानसे वाहर कर हमारे खडित सारतको पुनः मोयकि 
नेठृत्वमें, एकसत्रमे ग्रथित ओर सगठित कर दिया | इसी कारण 
सोये-बश् राष्ट्रीय उत्थानके इतिहासमे पहिला सावेसोम राष्ट्रीय 
राजवंश माना जाता है। 


0 
मौर्य वशु-- ै 


सारतके इसी उज्ज्बछ बंजने राज-कुछ-भूषण सम्राट अग्ोक- 

को भी जन्म दिया था, जिनके सुयश ओर सुकृतिके सोरससे 

आज भी देश महक रहा हैे। अशोकले अपने शासनको सत्य 
ओर अहिसाके सिद्धान्तोपर चढछाया, ओर उन सिद्धान्तोका 
अनुसरण करते हुए उन्होने साम्राज्यल्प्सिके हेतु युद्ध” 
भी बन्द्र करा दिये । छोगोको तलछवारसे जीतनेके बजाय 
जन्होंने छोगोके हृट्योपर प्रेम ओर वर्मकी विजय स्थापित 
करनेकी भहत्व दिया, ओर इस प्रकार पाशविक विजयकी 
जगह धर्म-बिजय की स्थापनाकी । इस तरह आजसे २२०० 
वर्ष पू्वही सम्राद अशोकने रौज-शासनमे सत्य ओर 
अहिसाका सफल ग्रयोग करके दिखा दिया, ओर यह भी जतला 
दिया कि यदि राजा या शक्तिके ठेकेदार अपने स्वार्थोकोी 
सर्वोपरि न समझे अथवा मोहान्ध न हुआ करे, तो संसारसे 
युद्धकी विभीषिका ओर पाञअविकताका भी लोप हो सकता है । 
आज लोग कह दिया करते है कि संसारका काम विना युद्ध 
आर हिंसाके केसे चछ सकता है, किन्तु अशोकका उदाहरण ऐसा 
कहलेवालोकी क्‍या चुप नहीं कर देता ? अशोक हमारे 
इतिहासके ही नहीं संसारके तमाम सहान कहे जानेवाले ' 


१ 


+पै 


सहात्मा गाधी 


सम्राटोसे सी यथार्थदः महान थे। उनका साम्राय्य हिन्दुकुछसे 
आसाम ओर हिमालयसे लेकर सुदूर दक्षिणमे पाडुचेरी ओर 
चोल राज्योकी सीमातक फेला हुआ था। इस ग्रकार स्पष्ट है कि 

चन्द्रगुत ओर अशोकके प्रयत्नासे प्रथमतः सम्पूण भारत एक 
आसनके द्वारा राष्ट्रीय सूअमे सकलित किया गया था। सोर्योका 
आसन यद्यपि वाह्यरूपसे साम्राज्यवादीही था, किन्तु उनके 
शासनके सिद्धान्त वस्तुतः प्रजातत्रमूछक थे। यह मोय साम्राज्य 
ई पू १८७ मं पहुचकर समाप्त हो गया और उसके पश्चात्‌ 
भारतकी एक राष्ट्रीयता पुनः नष्ट हो चली । 


0०. ५. न न्‍्े 
देश शुक्क, यवन ऋएर पऐंथयल-.- 


मौयाके बाद फिर भारतवर्षम कई छोटे-छोटे राज्य उग 
आए जेसे शुग, आन्ध्र, कलिग, कण्व आदि। इससे भारतकी 
राष्ट्रीय थक्ति क्षीण हो चली । परिणामतः हमारे देशपर फिर 
यूतानियों, शक ओर छुशानो तथा पार्थियनोंके हमले होने 
छगे | २१५६ ई० प्र० से १२० ई० सन्‌ तक भारतीय राष्ट्र कई 
विदेशी ओर देशी राज्योके जय-विजयकी क्रीडास्थली बता 
रहा । इन यूनानी, शक्क ओर कुशान राजाओमे सिलिन्द ( १८८ 
ई० पू० ) नाहपान (७८ ई० सन्‌ ) कनिप्क [ १२० ई० सन्‌ ] 
गान्डोफारनीज (४५ई सन्‌) आठिके नास विशेष उल्लेखनीय है। 
यद्यपि इन विदेशी राजाओने हमारे बहुतसे प्रदेशपर बाहु-वल्ल 
द्वारा अपनी भोतिक विजय स्थापितकी थी, किन्तु सास्कृतिक 
ओर वोडद्रिक रूपमे बिजय हमारी ही रही । फलतः कुछ 
समयके भीतरही ये सारे शक, यवन ओर छुशान राजा 


१३3 


युग-पुरुष 


हिन्दू धर्मसे पराजित हुए ओर हिन्दू समाजकोी आत्म- 
समपंण कर उसीसे सिछ गये। इस अकार लिन शक, यवन 
ओर कुशानोंने हमे तछवार द्वारा विजित किया था, वे स्वयं 
अन्ततः हमारी सस्कृति रा विजित कर लिये गये । 


राष्ट्रीय पुनरुत्थान ओर गुप्तोका अस्युदय-- 


हम देख आये है कि मोयंकि पतनके पहचात छगभग १०० 
वर्षो तक भारत खडित अवस्थासे पड़ा था। किन्तु इस लम्ब 
असके वाढ फिर भारतके दिन लाटे । 


३४० ६० सबसे पुनः शुप्तवंशीय महाराज चन्द्रगुप्तके नेतृत्वमे 
भारतीय राष्ट्रका निर्माण कार्य शुरू हुआ जिसे उनके उत्तराधि- 
कारियोंने योग्यताके साथ पूरा करके छोड़ा । चन्द्रगुप्तके पुत्र 
ससुद्रुप्त ओर पोते चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यके विशाल 
प्रयत्नोसे सारा उत्तरी-सारत जो अब्तक खडित पड़ा था, पुनः एक- 
राष्ट्रओर एक शासनसे आवद्ध कर छिया गया। दक्षिणमारतपर 
भी गुप्तोकी विजय ओर प्रञ्गञुता कायम हुई, यद्यपि वहाँके 
राज्योको गुप्त-साम्राज्यम नहा सिछाया गया। विदेशी शक, 
ओर कुआन आदि राजाओलने भी गशुप्तोकी अभ्भुताकों स्वीकार 
कर भारतीय राष्ट्रके सामने सस्तक कुका दिया। 





इस प्रकार गुप्त-राजाओने भारतकों सकलित कर भार- 
] पु्तेनिस ए का जीवनसे 67 ० 
तीय राष्ट्रका ण किया। भसारतके उ विदेशी 
ग्रभाव हटा ठिचे गए, ओर उनकी जगह भारतीय जीवनके सब 
क्षेत्रों-धर्म, सस्कृति, साहित्य ओर कछासे भारतीयताको ही 
श्टट 


महात्मा गांवी 


अपनाया आर विकसित किया गया। ऊछत, भारतीय ब्राह्मण 

संस्कृति आर भारतीय धरम फिरसे पनप उठे आर भारतके राष्ट्रीय 
जीवनमे शक नूतन स्फूर्ति आर जीवन सचारितहो उठा। भारतकी 
राष्ट्रीय भाषा, सस्क्ृति, साहित्म ओर कलाने गुप्तोंका पूर्णो सह 
योग पाकर विकासकी सीसाको भी लाथ दिया। कालिशिसकी 
शकुन्तछा आर मेघदूत साहित्यिक विकासके माप-ढंड बन गए | 
अजताकी गुप्त चित्रकारी ससारके लिये ईर्पौकी वस्तु हो गई। 
आजभी गुप्तोंकी अजता?ः कछाको विमछ गगाका स्रोत बनी 
हुई हें। आजके वहुतस कछाकार, जेसे वगालके, अजन्ताकी 
चित्रकारीसे उत्साहित होकर गुप्त काहकी अछाकिक शेल्ी 
पर चित्र वनानेके प्रयत्नमे हूगे हुए है। किन्तु अजन्ताकी 
चित्रशलीकी वे केवल स्पर्थाही कर सके है। राष्ट्रीय साहित्य 
आओर कलाके इस स्वर्गीय पुनर्जीबनके साथही साथ गुप्त- 
कालीन समाजने जो उच्नतिकी वह भी बेसीही अनुपम 
आर अलाकिक थी। चीनी यात्री फाहियानने, जो गुप्तोंके 
समयमे भारतवप आया था, आर करीब ४०४ से ४११ तक 
यहाँ रहा, शुप्त आसनके वारेसे लिखा है कि उनका 
गासन वहुतही सभ्य आर मुसस्कृत था। अगोकीय 
आखनका तरह गुप्त आसनके मूल सिद्धान्तभी अहिसा-सृूछक 
ओर सत्यपर आधारित थे। राजा अजाके सेवककी तरह 
काम करता था। जनताको हर प्रकारकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
थी। किसीपर कोई प्रतिदव॒ न था, ओर समाजका हरएक 
व्यक्ति उच्च आदर्शोका माननेवाला था। गुप्त आसनकी 
सुयोग्यता ओर सफलताका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है 

श्र 


युग-पुरुप 


कि उस समय न्‍्यायारूय बहुत कम थे, और चोरी, डकेवी 
तथा अनाचार एवं व्यश्षिचारका करीव-करीब छोपही हो 
गया था। फॉसीकी सजा तक उड़ा ढी गई थी । अतः शुप्त-युग 
निःसन्देह हमारे भारतवपका राष्ट्रीय स्वणेयुग था। , 


ऑन्तिम रए्द्रूय आये पुष्यभति वशु-- 


दो सो वर्ष भारत गुप्तोके राण्ट्रीय स्वणे-युगममें खेलता और 
खिलता रहा । इसके बाद उनके शासन और युगपर यवनिका 
गिरती है। ओर तदूनन्तर छठवीं शतान्दिके अतिम चरणमें 
आकर भारतवषके राजनैतिक सचपर फिर राष्ट्रीय पृष्यभूति 
वश पवेदश करता है। पुष्यभूति बश्ञ प्राचीन आयेवंशोमे सबसे 
अतिम वश है । इस वशमे हर्पंवधन सबसे बड़ा ओर महान 
सम्राट हुआ है । उसने ६०६ से छग भग ६४७ ई० सन्‌ तक राज्य 
किया। हपंवर्धन प्राचीन प्रभावशाढ्ली ओर शक्तिमान आये 
राजाओमे आखिरी अ्तापी ओर शक्तिशाली सम्राट हुए, जिनके 
आधिपत्यमे उत्तरी भारत अथवा आर्यावत्ते एक राषण्ट्के रूप 
में सगठित रहा । हपेयुगमे सी गुप्तो की भाति भारतीय राष्ट्रने 
खूब विकास किया था। 


आये राष्टुका विनाश--- 


हमारे राष्ट्रीय इतिहासका यह आखिरी अध्याय था। 
इसके वाद सन्‌ 5४७ से हपंवधनकी म्रत्यके साथ हमारी 
राष्ट्रीय एकता ओर राष्टीय आसन, छिन्नभिन्न हा गये । 
सारा भारतीय राष्ट्र दुकड़े-ठुकडोमे वेंटकर पुन; उसी दशाको 


श्द 


महात्मा गाधी 


पहुच गया जिसमे वह चन्द्रगुप्त मायके पूर्व अछक्ेन्द्रके 
आक्रमणके समयमे था। सारे भारतबपमे पुन, कई छोटे छोटे 
रजवाड़ डग आये जिनसे चाथी अताव्दि $० पू० के प्रज्ञातत्र 
रयासतोंकी भाति न तो कोई मेल था, न काई पारन्परिक 
सहयोग, ओर न भारतको एक राष्ट्र मानकर उसकी सुरक्षा ओर 
स॒झ्ासनके छिए चिन्ता। हमार इतिहासके इस पुनरावृत्तिके 
चुगको राजपूत-युगके नामसे कहा जाता है । 


शाजपत-युर॒-.- 


राजपूत-युगसे विदेशी आक्रमणाकी पुनरावृत्ति भी शुरू 
हो गई। इस युगके विदेशी आक्रमणकारी मुसछमान थे। 
मुसलमानोंके आक्रमणोंके समय सारा भारतवप कई राजपूत 
रियासतोंका थाढा वना हुआ था, जो राज्य-लिप्सा ओर 
ईपमि पड़े हुए परस्पर लड़ते-भिडते रहते थे। ऐसी हालतमे 
मुसछमान आक्रमणकारियोने सरलतासे एक-एक करके तमाम 
राजपूत राज्योंको परास्त कर डाला, क्योकि पारुष ओर अक्तिसे 
पूर्ण होनेपर भी पारस्परिक मेल वा ऐक्य ओर एकरराष्ट्रीय 
भावनासे हीन होनेके कारण वे विदेशी आक्रमणकारियोके विरुद्ध 
किसी प्रकारका सफल सयुक्त राष्ट्रीय सोचो कायम न कर सके 
थे। परिणामतः मुसलमान विजयी हुए ओर आर्योका गीरवा- 
न्वित भारतवर्ष अपनी स्वतन्त्रता आर म्वाधीनताको खो वेठा । 

मुस्लिम आक्रमणु-- 

मुसलमानोके आंक्रमण ७ वी ओर ८ वीं अताब्दीसे अरबॉफे 

नेव॒त्वमेही शुरू हो गये थे, किन्तु इम्लामी आक्रमणोंका 
१७ 


युग-पुरुष 


अधिक जोर १० वी आर ११ वी शताव्दीमे प्रारम्भ हुआ, जब 
तु्कोनि सुबुक्तरीन(९८६-८७)ओर महमूद गजनवी(१००१-१०२५) 
के नेतृत्वसे हिन्द पर छगातार आक्रमण करने शुरू किये | लेकिन 
ये आक्रमण लूट खसोट तक ही सीमित रहे, ओर हमारे 
मुल्कपर स्थायी रूपसे किसी प्रकारका शासन कायम करनेकी 
इन आक्रमणकारियोने चेष्टा न की । 


मुस्लिम शासनकी स्थापना--- 


लेकिन १९वीं सदीके अन्तमे भारतकी हिन्दू राजशाही 
का अन्त हो चलछा। दिल्‍्छी, अजमेर और साभरके ग्रतापी 
महाराज प्रष्बीराजके नेतृत्वमे भारत सगठित होने ओर 
छकराष्द्‌ कायम करनेकी सोच ही रहा था कि यकायक मुहम्मद 
गोरीने आकर सारा स्वप्त तोड़ डाछा। सन्‌ ११९२मे तराईके 
मेदानम सुहस्मद गोरीकी छक्म भरी चमचमाती तलवारते प्रथ्वी- 
राजका अन्तकर डाला ओर दूसरे ईर्पालु राजपूत राजा अलगसे 
तसाझा देखते रहे। किन्तु यह अवसान अकेला प्रथ्वीराजका 
अवसान न था, अपितु यह भारतीय राष्ट्‌ और डसके 
स्वातत्यका भी अवसान था, क्योकि प्रथ्वीराजके बाद 
भारतवर्ष इतना अशक्त ओर कमजोर हो गया कि वह तराईमे 
खोई हुई अपनी स्वतन्त्रताको युगो तक नहीं छोटा सका-- 
तराई या तराबडीकी हार हिन्दू-राष्टकी हार थी, जिसने हिन्दके 
साम्राज्यका तख्त पूररूपसे मुसलमानोके हाथमे सोप दिया | 


आर्योकी गोरवोन्वित राजनगरी हस्तिनापुर-अब राजपूत 
हिन्दुओंके हाथसे निकल कर दिल्लोंके नामसे मुसरकमान 
१८ 


महात्मा गाधी 


शासकोंकी राजधानी आर चेरी बनी । झुहम्मद गोरीने ढिल्लीके 
तस्तपर अपने प्रेसपात्र एक शुरूमको आसीन किया ओर 
इस प्रकार हम गुलामाके गुलाम वनकर अपनेदी सुल्कम दूसरके 
आश्रित हो गये । 


मुम्लिम गुलाम वञकी स्थापनाके साथ १३ वीं सदीके प्रारम्भ 
से लेकर फिर मिरन्तर एकके वाद दूसर मुसछमात थासक सारत- 
के राष्ट्के मालिक होतेही चल गये । १४ वीं सदीसे १६ वी तक 
शुरूम, खिलजी, तुगलक, संच्द, ओर लोदी हिन्दुम्तानके साग्य 
विधाता रह । 


[0] [8 


इस प्रकार १३ वी शताव्दीस ९६ वी शताब्दी तक मुसल- 
मानोंके आक्रमणाकी धूम रही । जुसलछमान आक्रमणुकारी 
पहले-पहल जब यहाँ पहुचे तो उन्होने हिन्दू कामहीको न 
कर देना चाह्य था आर इस हेतु उन्‍्हाने हिन्दू वर्म ओर सम्झृति 
पर जोरोंसे आधात भी किये थे। किन्तु जब इस आक्रमणकारि- 
योॉने हिन्दुस्तानमे रहकर आसन करता प्रारम्भ किया, तब उन्हें 
मालूम हो गया कि हिन्द कासको नष्ट करना तो दूर रहा, वे बिना 
उसकी सददसे हिन्दुस्तानपर आतिस शासनभी नहीं कर सकते । 
प्रत्यक्षत: भासन-व्यवस्थाको चलानेके लिये मुस्लिम आसकोको 
हर मजिलूपर हिन्दुओके सहयोगकी आवज्यकता थी, जिसके 
विना उनका हर॒गिज काम न चछ सकता था | 


मुस्लिम आए हिन्दुओम परस्पर मल--- 


यह सच हू कि हिन्दुओंके शक्तिआाढी आर ग्रभमावणाली 
राज्य दिल्‍ली, को, स्वालियर, अनिहिलवाड, देवगिरि आदि, 


१९ 


शुग-पुरुष 


मुललूमानों द्वारा खत्म कर दिये जा चुके थे, परन्तु तवभी 
भारतवपमे कुछ एक हिन्दू राज्य दिल्‍लीकी मुस्लिम शाहीकी अब- 
हेलना करनेको हमेझा मोजूद रहे। अतः इन हिन्दु अधिपतियोंको 
अपने कब्जेमे [रखने तथा मुल्कके शासनकी व्यवस्था करनेके 
हितही मुस्लिम शासकोंको हिन्दू ज़नताके सहयोगकोी आवश्य- 
कता अतीत हुई थी । इसके अलावा मुस्छिम आसकोकी अपनी 
फोजके लिएसी हिन्दुस्तानकी जनताका सहारा अपेक्षित था । 


फलतः यहाके आसक होनेपर विदेशी मुस्लिम विजेताओकों 
धीरे-धीरे हिन्दुस्तानकों ही अपना मुल्क मानना पडा, ओर 
हिन्दुआके सहयोगकी उन्हें नित्य अभ्यर्थना करनी पड़ी। 
दूसरी ओर हिन्दुओने जब मुसछमानोको सनिश्चित रूपसे 
यहा बसा देखा तो उन्होने भी झुसलमानोंको जहातक हो 
सका अपनेमें मिछा लेनाही श्रयस्कर समझा। ये ही कारण 
थ्रे कि अब हिन्दू ओर सुसलमानोमे कुछ ऐसे प्रकारके सुधारक 
पंदा हुए, जिन्होंने हिन्दू ओर इस्लाम दोनों धर्मोकों मित्रा 
कर, विरोधकी जगह ग्रंस स्थापित करनेकी चेट्ाएं कीं। इन 
सधारकाने दोनो धर्मोके समान तत्वों ओर समान सिद्धान्तो 
पर जोर दिया, ओर इस भ्रकार धर्मंकि अन्तरभूत सिद्धान्तोकी 
सनता दिखाकर दोनो धर्सोकी एक-आदर्शता ओर एकरुपता प्रकट 
की | यह श्रयत्न अताब्दियों तक चलता रहा । किन्तु इस प्रयत्नमे 
हिन्दू तथा मुस्छिम सुधारकोको आशातीत सफलता नहीं मिल 
सक्री | कारण यह था कि कतिपय धमान्ध मुसछमान आसकोंके 
अत्याचार-पूर्ण तथा असभ्य व्यवहारोंसे हिन्द-जनतामे 
मुसलमानों आर उनके धर्मके श्रति एक असझ्य घृणा ओर उपेक्ता 
० 


महात्मा साथी 


पैदा हो गयी थी। मुसछमान आसक हिंन्दुओकी शक्ति ओर 
ताकतसे चिढतेभी थे, ओर नहीं चाहते थे कि हिन्दू किसी 
प्रकार शक्तिआली वसकर उप्नत हो, क्‍योंकि हिन्दुओंकी अक्तिके 
बढनेस वे अपने लिए खतरा महसूस करते थे। ऐसी स्थितिमे 
मेत्न एक स्वप्त था ! किन्तु तव भी साधारण जनतामेसे उठने 
बाले सधारक ( जसे रामानन्द, कवीर, गुरु नानक, चतन्य, 
जायसी आदि ) हिन्द्र मुम्लिम जनतामे मेल स्थापित करानेका 
वरावर प्रयत्न करतेही रहे ओर कुछ हुए तक उसमें आखिरकार 
सफछ भी हुये! यह इन्ही सुधारकोके प्रयत्नका फल था कि 
हिन्द ओर मुस्लिस सस्क्ृृतिया एक दूसरके निकट सम्पकंसे आ 
सकी । इस सम्पर्कके परिणामसे ही मुस्छिम थुगके भारतीय 
साहित्य, कछा--लछलित एवं स्थापत्य, ओर सामाजिक व्यवहारोपर 
हमे मुस्लिम धर्मका प्रत्यक्ष प्रभाव देखनेकी मिलता है | 


मुगल-युग--- 


मुस्लिम राजरशाहीका स्वर्ण काछ मुगछोंके अभ्युव्यके साथ 
प्रारम्भ होता है । मुगल-युगका ग्रारम्स सन्‌ १४२६ ई० में हुआ, 
जब कि काबुलके वाब्शाह वावरने छोदी सम्राटको पानीपतकी 
लडाईमे परास्त कर, ढिल्‍्ली ओर आगरा पर कब्जा किया था। 
इसी समय दिल्लीके छोढी सुल्तानोको निरवेल देखकर मेवाडके 
महाराजा राणा साया भी हिन्दू साम्राज्यकी पुनेस्थापना और 
अपने प्राचीन आंय गौरवको फिरसे छोटा छानेके प्रयन्तमे छगे 
हुए थे। किन्तु राणासागाका प्रयत्न सफल न हो सका। हिन्दुस्तान 
को मुस्लिम सत्तासे छुडानेके लिये राणासागाने छोव्योके विजेता 
वावरसे जबबस्त लोहा लिया, परन्तु दुर्भाग्यवञ्ञ कन्हवाकी छडाई 


११ 


युग-पुरुप 


से ( सन्‌ १५२७ से ) वह बावरसे हार गया। राणासांगाकी इस 
हारसे अब असतुष्ट मारतकों मुसलमानोको हिन्दुस्तानसे निकारू 
कर राष्ट्रीय साम्राज्यको स्थापित करनेकी अपनी असिलापा अपने 
विदीण हृदयमें ही दृवाकर छिपा लेनी पडी, ओर सजबूरो बस 
अुसलमानी शासकोके साथ सहयोगी वन कर रहनेको तयार 
हो जाना पड़ा । 


विजयी वावर हिन्दुस्तानका पहिला मुगल साम्राद हुआ, कितु 
सगछ साम्राज्यकों ससगठित ओर सदृद वनानेका कार्य भार 
उसके पात्र अकवरके जिससे पड़ा | 


अकवरके अयत्नोने हिंदू ओर मुसलानोमे एकता स्थापित 
करनेका वह महान प्रयत्न शुरू किया--जो इससे पहले किसी 
मुस्लिम रासकने न किया था । अकबरपर सध्यकालीन सुधारको 
का भी काफी असर था। साथही राजनंतिक दृष्टिसे भी उसे यह 
भी प्रकार ज्ञात हो गया था कि हिटुस्तानमे मुस्लिम मुगल सातन्नाज्य 
की इमारत हिदुओकी शक्तिशाली दीवारके सहारेके बिना टिक 
हीं सकती । उसे यही महसूस हसूस हुआ कि हिंदुरतानमे, बिना 
हिंदुस्तानियोंके सहयोगके ओर बिना हिन्दुरतानकोी अपनी माठ- 
भूमि समझे विदेशीय मुस्लिस विजेताके रूपमे स्थायी शासन नहीं 
कायम किया जा सकता। इसलिये अकवरने सोचा, ओर सही ही 
कि यदि मुगलिया खानदान हिन्दुस्तानके साम्राज्यका निश्चिन्तता 
से भोग करना चाहता है तो उसे झ्ुुगलिया खान्दानको 
हिन्दुस्तानके. राष्ट्रीय दश या खानदानका रूप देना होगा 
ओर हिन्दू तथा मुसछमानोके बीचके प्रथकत्वकी खाइको 
पाट देना पड़या । 


टम 
ञ 


महात्मा गाँधी 


फलतः अकबरने अपनी शासन-व्यवम्थासे बहुत हृद 
तक धार्मिक भेद-साव उठा दिये। हिन्दुओकों भी मुसल- 
सानोंकी तरह दरवार आर शासनमे ऊचे-झचे ओहदे दिये 
जाने छगे। हिन्दुओका समान रुपसे समान ओर विश्वास 
किया जाने छगा। बविधर्सा होनेके नाते मुसलमान शासक 
अवत्क हिन्दुओसे जो घृणात्मक 'जजिया? कर लिया करते थे, 
उसेभी अकवरने हटा दिया। सामाजिक रूपसे भी अकवरने 
हिन्दू ओर मुसलमानोके हृटयोको निकट लानेका यत्न किया। 
राजपूत राजाओंकी लडकियेंसे विवाह करनेसे यही उसका 
उद्देव्य था। कट्टर इस्छाम धर्मको साम्राज्यकी व्यवस्थासे दस्तन- 
दाजी करनेसे पीछे ढकेल दिया गया, आर उसकी जगह अक- 
बरने एक स्ववन्न सर्वेदेधीय धर्म 'दीन-इलाही? की स्थापनाकी | 

इन प्रयक्षोका फल यह हुआ कि हिन्दू जो मुगल साम्राज्य 
की स्थापनासे असतुट्ट हो रहे थे, ओर भमुसछमानी शासनकों 
हमेशासे विदेशी आसन समझ कर उससे घृणा किया करते 
थे, अब यह्‌ अनुभव करने रंगे कि अकवर विदेशी मुगल नहीं, 
हिन्दृही हे, हिन्दुस्तानी €, ओर मुगलसाम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य 
नहीं, राष्ट्रीय साम्राज्य हू ) 


इस ग्रकार मध्य कालीन सुवारकोंका हिन्दू ओर मुस्लिम 
एकताको स्थापित करनेका कार्य अकवरने चहुत हंठतक पूराकर 


दिखाया । उसके प्रभावसे हिन्दू ओर मुसलमान दोनों अब अपने 
को भाई-भाई और एकही भारत-समाताके पूत अनुभव करने 
लगे। टोनो अब हिन्दुस्तानकी अपना राष्ट्र ओर मुल्क सममककर 


दढं ओर सहयोगके साथ हर प्रकारसे उसकी उन्नतिके लिये 
काय बरने लगे | 


ल्‍प्जँ 
नए 


महात्मा साथी 


सिक्‍्ख ओर मराठो के घातकग्रहारोसे मुगल-शाली छुब्ध हो 


उठी। व्याकुल होकर हिन्दुओंकी इन दो राष्ट्रीय ताकतोंकी खत्म 
करनेके लिये ओरगजव जीवन भर प्रयत्नमे छगा रहा, किन्तु 
अन्ततः उससे कुछ करते न वन पडा । 

मराठोंसे आखिर समय तक युद्ध करनेके वाद, थककर वह 
चुपचाप अहमद नगरको लोट आया, ओर बहीपर कुछ समय 
उपरान्त सन्‌ १७०७ में उसकी मृत्यु सी हो गई । 

ओरमजेवके मरनेके वाद सिक्ख आर मराठा उत्तरोत्तर 
अपनी शक्ति वढाते चले । मुगल साम्राज्यकी दीवारे हिलती चली 
गयीं। मुगछाके ढहनेके साथ दूसरी ओर मराठा शक्ति उत्त- 
रोत्तरचढ़ती गयी। मराठाकी यह जक्ति बढतीही रही, जब 
तककि सन्‌ १८९६ में अश्रेजी-साम्राज्य आहीने मराठा सघके 
नेता पेणवाका अन्त न कर विया। इसी तरह सिक्‍्ख गक्ति भी 
मुगलछोकी कुचलती हुई बढती चछी गई, जब तक कि सन्‌ १८४८ 
में अंग्रजी शक्तिने पेशवाकी भाति उनका भी खात्मा न 
कर डाला | 

ज्ञीण होते हुए मुगल साम्राज्यपर इसी समय विदेशी पर- 
जियनों आर यूरोपियनाने भी ऋरतासे प्रह्मरकर उसे चूरकर 
डाला। सन्‌ १७३6 ६० में परज्ियाके राजा नाविरिशाहने ओर 
सन्‌ १७५६ ओर १७६१ मे अहसद्भाह दुर्रानीने मुगलोंकी ढिल्‍्ली 
पर बडे घातक हमले किये । दूसरे हमलेके समय अहमदणाह 
मुगलांके साथ मराठा शक्तिको भी कुचछता गया । 

हिन्दुस्तानकी इस शोचनीय दघाका विदेशी'यूरोपियन व्यापा- 
रियोने खूब फायदा उठाया। आन्तरिक कलह ओर विदेशी 

२५७. 0४४५ 


युग-पुरुप 


रोंसे खडित ओर द्रवित हुए हिन्दुस्तानको लूटने-खसोटने 
ओर उस पर कठ्जा करनेका उन्हे बडा सुन्दर अवसर दिख- 
छाई दिया | 


यूरोपियन जातियों ओरंगजेबके पूर्वसेही हिन्दुस्तानमें 
व्यापारके बहाने पहुँच चुकी थीं। ओरंगजेवकी प्रचण्डताके सामने 
तो वे कुछ करनेका साहस न कर सके थे, लेकिन उसके मरनेके 
वाद हिन्दुस्तानकी अशक्त ओर असगठित पाकर उन्होंने अपनी 
साम्रज्यशाही योजनाके अजुसार हिन्दुस्तानकी दवानेका उपक्रन 
शुरू कर दिया | 

इस प्रकार एक ओरसे फ्रेच और दूसरी ओरसे अगरेज 
व्यापारी अपनी अपनी हुकूमत हिन्दुस्तानमे कायम करनेके लिये 
परस्पर लड़ने मिंड़ने लगे । फ्रेंच जनरल डुप्ले ओर अगरेज जन- 
रल क्लाइवसे खूब युद्ध हुए। इस संघपमें अंगरेज विजयी हुए 
आर फ्रेच हिन्दुस्तानके राजनतिक रंगमंचसे निकाल बाहर कर 
दिये गए | 

फ्रांसिसियोंके निकछ जानेपर अगरेजोका कोई दूसरा यूरो 
पियन अतिट्वन्दी न रह गया। उन्‍होंने अब हिन्दुस्तानियोकी 
आपसी फूट ओर कल्लहका फायदा उठाकर कभी मुरिलम राज्योको 
अपनी ओर करके हिन्दू राज्योंकी दवाया, ओर कभी हिन्दू 
राज्योंसे मिलकर मुस्छिम राज-शक्तिको गिराया। इस भ्रकार 
रोसके सीजरोकी 'भेद ओर शक्ति' की नीतिसे काम छते हुए 
क्छाइवने सन्‌ १७५७ से वगालको अपने अविकारसे कर लिया | 
अगर बादशाहोंकी शक्ति वगारूसे हटा दी गई, यद्यपि नाम मात्रसे 
अग्रेजी-कम्पती-सरकार मुगछ वादआहकों अपना बादणाह 

रद 


महात्मा गावी 


| 


स्वीकारकर उसे कुछ कालतक ठीवानी देती रही। किन्तु जसे 
जसे हिन्दू ओर मुस्लिम आपसमे लडकर अपनी शक्तियोको 
क्षीण करते गये अगरेज अपनी भेद-नीति द्वारा एकको दूसरेसे 
सिडाकर अपना काम निकाछते गये। इस अकार हिन्दुस्तानकी 
बढती हुई ताकतोमे पहले अगरेजोने सन्‌ १८१९ मे मराठोंको 
खतम क्रिया ओर उसके वाद रही सह्दी सिक्खोकी 
हिन्दूलशक्तिका भी सन्‌ १८४४५ में अन्तकर डाढछा | इस 
शक्तियोंके खतम होतेही सारा हिन्दुस्तान अब उनके कब्जे 
चछा आया, चद्यपि नाम भरके लिय सुगछ बादशाह अभी भी 
िल्लीके किलेमे मोजूद था | 
अगरेजोने अपनी हुकूसतके कायम होनेपर हिन्दुरतानको 
बुरी तरहसे लूटना ओर खसोदना शुरू किया। हुकूनत 
करने वाली अगरेजी कम्पनीका मुख्य ध्येय व्यापार था, ओर 
उसका अर्थ था लूट | इस प्रकार हिन्दुस्तानकी खूब लूट होने 
लगी । हिन्दुम्तानी राज-बंश भी एक-एक कर नप्ट किये जाने 
लगे। जिन हिन्दुस्तानी राजवशोसे मेत्री जोड़ कर अंगरेजो 
ते अपनी शक्ति स्थापितकी थी उन्हें भी अगरेजोने जीवित 
न रहने दिया । कपनीके गवर्नर-जनरल हेस्टिंगल ओर 
वेलेजडी आउिने कई हिन्दुस्तानी राज्योको उखाड़ फेंका 
ओर कईको अपना गुलाम वनाया | उसके वाद रहे सहे कई 
पक हिम्दुस्तानी राज वशोको डलहाजी ने ( १८५७ ६० ) हडप 
कर खतसकर डाला | 
अगेरजके ज़िरुद्ध प्रति-कऋिया--- 
अगरेजी कम्पनी-राजकी इस लूट मारसे जनता तो छुब्ब 


र्‌छ 


युग-पुरुष 
थी ही, साथद्दी मुस्लिम ओर हिन्दू राज चंशमी अपने मुकुटो 
को अगरेजी बूटो द्वारा ठुकराया जाते देखकर ऋ्रंध हो उठे । 
सारे देशमे विद्रोहकी आग घथक गई । परिणांसतः सन्‌ 
१८०७मे हिन्दुस्तानी राजवशोने हिन्दुस्तानी जनता आर सिपा- 
हियोकों साथ लेकर अगरेजोको अपनी माठू-सूमिसे निकाल 
देनेका सड्डूल्प कर डाछा | इस सड्टूल्पमे हिन्दू ओर मुसल्सान 
समान रूपसे सम्मिरित हुए । विदेशी गुलामीके खिलाफ 


| 
है 


हिन्दू आर मुसलमानोने मिलकर संयुक्त ओर. राष्ट्रीय मोच 
तेयार किया। अगरेजोके साथ भारतका यह पहला स्वाततञ्य 
स्वाम था। इस स्वातंत््य सम्रामके नेता वहादुरशाह, नाना 
साहब, पेशवा, मॉसीकी रानी ओर तातिया टोपी आदि थे । 


किन्तु ये क्रातिकारी अपनी शक्तिकों सुचारु रूपसे सज्नठित 
न कर सके, ओर इसलिए वे अग्रेजोंकी सद्अठित शक्तिका 
ठीक तरहसे मुकावलछा न कर पाये | इसके अतिरिक्त पूरे राष्ट्ने 


भी समुचित रुपसे उस स्वातत््य संग्राममे सदद न पहुचाई, वरन्‌ 
वहुतोने तो मुल्कके साथ गद्ारी करके अगरेजोकी ही मदद दी | 


फलतःअगरेजी कपनी-सरकारकी विजय हुयी, और भारतीय 

मुकुट धूलसे जा गिरा । सन्‌ १८४७ की इस विजयसे त्रिटिश 
पे ७ [8 

हुकूसत पूर्णतया भारतवपसे कायमहो गयी | 

इसी समय कपनी सरकारके दाथोंसे भारतीय शासनकी 
बागडोर इद्धलेडके ताजके हाथोमे चली आई ओर हम ब्रिटिश 
महारानीकी गुलाम रख्यत बने | 

अगरेजी हुकूमतका कठोर जुआ अब हृठतासे हमारे कथो 
पर था | 

श्८ 


ऐतिहासिक प्रतिक्रिया और 
राष्ट्रीय पुनर्जागृति 


अध्याय--२ 


अंग्रजोंने जिस तरह भारतवर्षपर अपना शासन ओर 
प्रशुता कायमकी वह हम देख चुके है। उन्होंने हमारी आपसी 
फूटका छाभ उठाकर अपनी सफल भेद-नीतिसे भारतीय 
सामन्तञआाही को खतम कर व्या था। किन्तु इस समय सास- 
न्तञाहीका खतम होना चास्तवसे अनिवाये सी हो गया था| 
श्८् वी और ९६ वीं सदीमे ओयद्योगिक क्रान्तिकिं फलस्वरूप, 
विश्व जिस परिवर्तेनकी ओर जा रहा था उसमे सध्यकाछीन 
सासन्‍्तशाही का टिका रहना मुश्किठ था। अतः भारतवपेकी 
सामन्तञाहीका अन्त करनेमे अग्नेजोने एक प्रकारसे आने- 
वाले युगका ही हाथ वटाया। 

इस आंद्योगिक क्रान्तिका जन्म--जिसने एक अताड्दिके 
सीतर राष्ट्रीय जीवनके प्रवाहको बदल दिया, इज्जलेडमे 
हुआ था। ओद्योगिक क्रान्तिने नई किसमकी कछसे चलसले 
बाली मशीने पेढा कर उद्योग-वन्धोंसे आश्चर्य पूरा परिवर्तन 
पेटाकर दिये थे। हाथकी जगह अब मशीनोसे अधिक सुल- 
भताके हि गुना अविक काम तेयार होने या | फल- 
स्वरुप उद्योगोंके महान केन्द्र जिन्हे फेम्टरी कहते है--स्थापित 
होने लगे। इन फेक्टरियोंके मालिक बडे-बड़े पञ्णीवाले थे। 

र्‌९ 


युग-पुरुष 


पृजीबालोने अब नई मशीनों द्वारा खूब रुपया पैदा किया। 
तभीसे कतिपय सामथ्यशाली पंजीपति बनने लगे. ओर 
ससारसे 'पंजीवादः ने अपना सिक्का जमाया | 


व्यापारिक वस्तुओके अतिरिक्त मशीन खुगने नये-नये 
विस्मयकारी युद्धके अख्र-शस्रोकों सी पेदा किया। इड्डछेड 
से इस क्रान्तिका जन्म उसी समय हुआ जब कि उसके व्गपारी 
भारतीय राष्ट्रको हड़पनेमे छगे हुए थे। अतः नई कान्विके 
दिये हुये हथियारोको पाकर अगरेजी व्यापारियोको पुराने 
ढगसे लड़नेवाले भारतीयापर कब्जा करना विलकुछ आसान 
हो गया। मणीनों द्वारा अपरिमित उत्पादन खपानेके लिए 
उन्‍हें अपरिमित वाजार भी चाहिय था जिसमे वे स्वच्छन्द्ता से 
व्यापार कर सके, ओर यह तसी सभव॒ था जब वे नये हथि- 
यारोके हारा शातिमय एशियाई प्रदेशोकों हडप लेते । बढती 

पूंजीवादकी यह दृष्णा थी ओर इसे यूरोपबालोने एशि- 
याईं मुल्कोकों चूसकर दठृप्त करनेका अयत्न किया। फलत+ 
इस अयत्ससे हमारा सारतवप उन्तका अथस आस बना । 


अदृप्तिपूण-दृष्णाके अछावा पूजीवादने संकुचित राष्ट्रीयता 
आंर जातोय अमिसानकों भी जन्म दिया। अतः इस सकु- 
चित राष्ट्रीयया ओर देश्ष-प्रेममे विश्वास रखने चाले यूरोपक 
अत्यक मुल्क अपने राष्ट्र आर अपनी जातिक अलावा दूसरा 
को तिरस्कृत निगाहोसे देखने छगे,। 


लेकिन हमारे लिये यरोपकी इस राष्ट्रीय अहमन्यताका 
फल अच्छाही हुआ। उनकी ज्यादतियों ओर एकदेशीयता 
को देखकर हमारे एशियाई ग्रदेशोमे भी राष्ट्रीय यावनाये 


३० 


महात्मा गांधी 


जाग उठीं। एशियाने भी अंगड़ाई ली ओर विजातीय यरोपि- 
७७ दर 
यनोंसे सतक हो उठा । 


किन्तु खेद है कि भारतवर्पने इतनी देर करके सभलनेका 
अयत्न किया--जवब ससय निकल चुका था। अतः १८४७ का विज्ञाल 
प्रयत्न स्वतंत्रताके संग्रामकी एक असफछ कहानी वनकर 
ही रह गया। 


लेकिन चीन जो बहुत ढिन तक हमारीही भांति युरोपियन 
प्रूजी ओर साम्रज्यशाहीका शिकार रह डचित ससयपर होरा 
संभाछ लेनेसे बहुत कुछ बच गया। परन्तु जापान अपनेको 
| रखनेमे हू 
यूरोपकी दासतासे मुक्त रखनेमे पूर्ण रूपसे सफल रहा। 


१८ वीं सदीकी व्यापारिक लूद-- 


बहुत प्राचीन कालसे ही हमारे आर रोमके बीच' व्या- 
पारिक सम्बन्ध था। रोम आदि पाश्चवात्य देशोंके अलावा 
चीन, अरब तथा अन्य एशियाई मुल्कोसे तो ईसाके पूर्व 
सकडो वर्षसि लेकर १५ वीं सदीतक हमारा व्याणर 
चलता ही रहा। 


इस प्रकार ईसाके किई शत्ताव्ढ पृ्वंसे भारतीय व्यापारके साथ- 

साथ यहाकी संस्कृति, कला ओर धर्मंभ्ी यूरोप ओर एजियामे 

पहुच कर झताव्दियों तक उन देशोको सास्क्ृतिक प्रकाश देते रहे 

थे। यही बह समय था जब भारतने अपनी सास्क्ृतिक विजयके 

हरा बृहत्तर--भारत ( (07८४४८४ 37909 ) की स्थापनाकी थी । 
३१ 


, थुग-पुरुप 


सांम्कृतिक विजयका यह प्रवाह अशोकके समयसे बड़ी 
तेजीसे प्रारम्भ होकर थोडी बहुत रुकावटोके साथ गुप्तयुग तक 
जारी रहा | किन्तु सातवी शवाच्दिसे इस प्रवाहमें कुछ रूका- 
बट पेदा हो गई थी। ओर यद्यपि एशियाई मुल्कोसे हमारा यह 
सास्कृतिक सम्बन्ध १२ वी ओर १३ वी शतताव्दि तक चलता ही 
रहा किन्तु यूरोपसे हमारा संबंध विच्छेद हो चुका था। एक प्रकारसे 
भारतवपने गुप्तोके बाद यूरोपसे मानो आखेही फेर ली थीं। 


अन्तमें १४ वीं ग़ताव्दी ई० सनसे आकर पनः साम्राज्य तृष्णासे 
ड़ित यूरोपसे जवद॑स्ती हमारा सम्पर्क आरम्भ हुआ। इस 

सस्पर्कका श्रीगणेश करनेवाला वारकोडिगामा था जो पु्तैगाल 

चलकर सन्‌ १४९८ से अथमतः काछीकट ओर कानानोर मे 
उत्तरा था । 


| हक ! 52 


इस समय यूरोपकी तृपित आखें हमारे असंख्य धन दोंछत 
को देखकर छक्कतचा उठी थी। वास्कोडिगामाके समयसे हम देखते 
कि क्रमसः किस पकार पोत्तेगीज, डच, फ्रेच ओर अंगरेजी 
कम्पनिया व्यापारके वहाने हमारे छनको जड़ानेके लिये यहां घुसी 
चली आई' । इस व्यापारिक प्रतिस्पद्धोमे अन्ततः अग्रनेज ही विजयी 
हुए ओर १८ वीं सदीमे भारतवर्पपर स्वाधिकार स्थापित कर 
सनसाना व्यवहार करने छगे | 


/ 


//॥/ 


प्लासीके युद्धधे समय यानी सन्‌ १७५७ से लेकर पूरी 
१८ वीं सदी भर अग्रेज कपनी व्यापारंके वहाने खूब लूट 
मचाती रही। इसके अछावा सन्‌ १७०७ ओर (१८४७ के सा 
कक श्‌ ७ १०. कप ग्रेजी कंपनी कै शक कम 
संबर्प-पूर्ण बर्षेकि भीतर अंग्रेजी कंपनी अपने नय हृथियारो, 


देर 


महात्मा गाधी 


चाल्वाजियो और कूटनीतिके सफल हथकडोके द्वारा देशी रज- 
वाडोमे घुस-घुस कर उन्हे नष्ट-भ्रष्ट करती चली गई। इन सो वर्षकि 
अगरेजी सम्बन्धके बारे श्री एच० एम० हिन्डमन लिखता है-- 

प्फाएह 6 जाए ० छाद फ़्यणव.. ( 4757- 
4857 ), (०मरवृष८५६ 9ए $07०8 0 05 श्याते ब्रप्रट्डका00 
छ9ए पक्ष पाल्था5, 07 7ए दगरदक्ार, 97०856व 5९2१7 
झकज्गते? (॥फ् 4ैएशल्याएं 0 089, >ए म ४. 
प्रए707970 9 205 ) 

अथोन्‌ धउनू १७०७ से श्ष्ण्छ के भीतर हथियारोंके 
जोरपर अथवा छल कपटके द्वारा विजय आर अपहरणका कार्य 
हदृतासे चछता रहा” । इसप्रकार छल-कपट ओर पशु-बलसे 
हमारे स्वातत्यको खतमकर अगरेजोंने अपने ब्ृटिश-शासनकी 
स्थापनाकी थी, यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्यशाहीके समर्थकोका 
कहना तो यह हे कि भारतमे अगरेजी राजकी स्थापना विज़यकी 
तृप्णासे नहीकी गई, किन्तु जनताकी इच्छासे ही उसकी स्थापना 
हुई थी ( [ता ए४ए 80 ए (07४0 99 78-79 ) 

अतः अपहरण नीतिके द्वारा देशी रजवाड़ोमेंसे वहुतसे 
नष्ट कर दिये गए थे ओर उनको अगरेजी साम्राज्यमे मिला 
लिया गया था। इन बिजित ओर पराजित रजवाडोंसे खूब 
धन ओर दाल्त अग्रेजी कपनीके हाथ छगा। इस असख्य 
लूटके रुपयेकी ठो भागोमे वाटा गया। एक हिस्सा विछायत 
आओद्योगिक केन्द्रोको बढानेके लिये भेजा गया ओर दूसरा हिस्सा 
चचे-खुचे अपराजित देशी ओर सीमान्‍्त राज्योंको ध्वस्त करनेके 
काम पर ख्च किया गया । इन अपराजितोको जीत लेनेपर फिर 
उनको भी लूटा गया । इस लटका धन, सोना व चादी कुछ तो 


३ श्३्‌ 


युग-पघुरुष 


विजय करने वाले गूबनेर्‌ जनरलछोंको पारितोपिकमे वितरित 
हुआ ओर वाकी इज्जडऊेड मेजकर जसा किया गया | 


इस भांति भारतवर्षकों लूटकर कितना धन १८ वी सदीके 
अन्त तक इब्नछेड पहुंचाया गया कोई ठिकाना नहीं। श्री एच० 
एसम० हिन्डमनके अनुसार “यह धन कोलम्बस और उसके 
उत्तराधिकारियों ढारा जितना अमेरिकासे यूरोपको लाया 
गया उससे कही अधिक था ।४ (776 ै छ#८९४॥7४ ०0 /).89, 
४ए ले ले लज्त0790, 9 205 ) 


इस भारतीय रुपयेसे इद्शछेडने अपने उद्योग-केन्द्रों ओर 
धन्धोंकी खूब वढाया । अंगरेजी उद्योग--कोयला, लोहा और 
सूतके कारखाने हमारी पू'जीको पाकर इतने शक्तिशाली हो 
चले कि कोई अन्य मुल्क १८वी सदीके व्यापारमे उनका सामना 
न कर सकता था। इस प्रकार जिस भारतवर्पषके बरछूपर 
अंगरेजोंको ज्यापारिक प्रश्ुत्व प्राप्त हुआ, उसी भारतको पुन 
उनके व्यापार द्वारा इतना पीड़ित होना पड़ा जितना कि वह उस 
समय भी नहीं हुआ था जब अंगरेजोने सीधी लूट सचाकर उसे 
आर्थिक-क्षति पहुचाई थी। ( [90 9 202 ) 


भएतीय उद्योग धन्धोका अनन्‍्त-- 


ब्रिटिश राजके इस व्यापारिक प्रभुखने अन्ततः हमारे आर्थिक 

जीवनको हो नप्ट कर डाछा। यह आशिक सर्वेनाशका कारये 

१७वीं ओर १८ वी शताव्दीसे ही प्रारम्भ हो गया था। 

इस समयके भीतर अंगरेजी सरकारने एक ओर तो भारतीय 

कलिको वा मलमछ पर इब्नछेड ले जानेकी रोक लगाई , 

आर दूसरी ओर अट्ठटारहवीं शताब्दीके अन्तमे अथवा उन्नीसवीं 
३४ 


महात्मा गावी 


गताव्दीमे भारतीय वनको पाकर अपने कारखानोको इतना 
5 टिया कि इगलेड सस्तेसे सस्ते मूल्यपर अपना भाछ 
डुनियाको देने छगा। इसका परिणाम स्वभावतः भारतीय 
जुछाहोके लिये विनाशकारी सिद्ध हुआ। अगरेजी व्यापारसे 
भारतीय घरेलू उ्योगोकी रक्ञाके लिये अंगरेजीही 
फोन ऐसे नियम पनाता जो उनके असयत व्यापार और सशञ्ञी- 
रोक सकते ओर भारतीय जुछाहों एव व्यापारको 
विनए्ट होनेसे वचा लेते । श्री हिन्डमनके शब्दोमे “वेरोक-टोक 
अतियोगिता, ओर अगरेजी साम्राज्यके अन्तर्गत अंगरेजी मालसे 
रतत्र व्यापार, से सम्यका व्यापारिक धर्से वन गया था» 
(7४6 २ फ4॥९७॥घ७ ० 458 9 423) 


श्स सबका परिणात्त जो होना था वही हुआ अर्थात्‌ 
भारतीय उ्योग-घन्चे सब खतम हो गये और हजारों आदमी 


वेकार हो चल्ले । नरक पाससे जीवनके सम्पूर्ण साधन छीन 


98 


लिये गये और उन्हें चुप-चाप भरनेके लिये छोड दिया गया | 
ब्रिटिश शासन- 


निटिय शासनका "४ कंपनी थुगमे नितान्त स्वार्थपूर्ण रहा । 
उनके शासनका घ्येयही एक भ्रात्र भारतीय धन ओर जनका 
ओपण था। कपनी युगके इस शासनको सुधारनेका कार्य लार्ड 
अनवालिसके सुपुर् डेआ ओर उसने सारतमे अगरेजी शासनकी 

व्यवस्था स्थापितकी, बह थोड़ा-बहुतत डल्ट-फेरोके साथ 
अन्त तक उसी अकार फायम रही | 


किन्तु जेनताके हितके लिये भी कया कुछ किया गया ? री 
हिन्डमनके शब्दोमे-. «यार कुछ किया है: + 


युग-पुरुप 


से लेकर १६९१६ तक, अगरेजी शासकोने पालियामेण्ट, 
को 5 2 ९, द्वा भारत इंगले च् ब् हि यह 
प्छेटफाम ओर ग्रेस द्वारा, भारत, इंगलेड ओर संसारको ह्‌ 
विश्वास दिलानेझी कोजिश की है कि विटिश-राजने भारतवासियों 
को अनगिनत लाभ प्रदान किये है, और भारतवासी स्वयं 
स्वायच्शासन था स्व॒राजके अयोग्व है। लेकिन भादतकी 
शान्त आर अशिक्षित जनता यह अच्छी तरह जानती है कि 
ब्रिटिश राजका यह केवल दम्स हे? । हैं 


राष्ट्रीय प्रतिक्रिया-- 


परन्तु अगरेजी-आसनसे कुछ छाभ्र भी अवश्य हुआ | यह 
लाभ था अगरेजोके द्वारा ( भारतका पश्चिमी सम्यताके 
सम्पकंम आना। इस सम्पर्कका परिणाम यह हुआ कि 
भारतीयोंसे भी पुन राजनैतिक जाग्रति, एकता ओर राष्ट्रीय 
स्व॒तन्त्रताकी भावसायें पेदा हुई, जिनकी प्रतिक्रियाके फलसे 
स्व॒राज्यके आन्दोलनने विकास पाया । 


इस राष्ट्रीय जायूतिमे निःसन्देह पहला हाथ अगरेजी शिक्षाका 
था। भारतीयोंको अंगरेजीकी शिक्षा देनेमे त्रिटिश सरकारने 
मूलतः अपनाही स्वार्थ सोचा था। अगरेजी सरकारको एक तो 
अगरेजीके जानकार हिन्दुस्तानी कलकोकी आग्श्कता थी, ओर 
द्वितीय, अंग्रेजी शिक्षाके द्वारा वे भारतीय साहित्य ओर 
भापाको एव हिन्दुस्तानी सस्क्ृतिको नष्टकर भारतीयोंको यूरोपीय 
रंगमे रग देना चाहते थे, क्योकि एसा करनेसे वे सममते थे कि 
भारतीय छृदय ओर मनसे भी परामूत होकर अगरेजी राजके 
पक्के हिमायती हो जायेंगे ओर इस अकार भारत हमेशा उनके 
ओपखणके लिये कब्जेसे रह सकेगा | किसी देशको निरन्तर गुलाम 


5 


लए 


महात्मा गाधी 


बनाये रखनेके लिये निःसन्देह सांस्कृतिक विजयकी योजना बहुत 
जरूरी हुआ करती है। किन्तु अफसोस, अगरेज राजनीतित इस 
कुटनीतिनतासे सफल न हो सके। अंग्रेजी जिक्षाका परिणाम 
हमारे वजाय उल्टा उन्‍्हींके लिये घातक सिद्ध हुआ | 

अनेजी जशिक्षाके परिणामसे भारतमे एक ऐसा छोटा जिज्नित 
बग पेदा हुआ जिसने राष्ट्रीय जागृतिके आन्‍न्दोलनकों रास्ता 
व्खिलाया । अंग्रेजी शिक्षाने इस नये वर्गकों ओर उनके द्वारा 
सामान्य भारतीयोंकों मिल्टन, वे, मिल, सेकोले ओर ह॒वेट 
स्पेनूसर आदि अगरेजी विचारतोकी स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय ओर 
न्वराजकी उच्च भावनाओंसे वहुत प्रभावित किया | इन भाव- 
नाआसे प्रेरित होकर भारतीय भी अझव अपने मुल्ककी एक 
स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमे देखनेकी अन्दर ही अन्दर कामना करने 
लगे । अतः त्रिटिंगर-राजके वन्धनों ओर गुलामीकी जज्धीरोसे 
अपनेको कसा ओर बंधा हुआ पाकर उनका हृदय ब्रिटिश-राज 
से क्ुब्ध एव असन्तुष्ट हो चला आर अपनेको मुक्त करनेके लिय 
विठ्रोही चन बठा । 

भारतीयोके असन्तोपकी यह आग अन्य उपकरणोंने मिल- 
कर ओर भी प्रज्यलित की | अंगरेजी जिक्षाके अलावा अगरजी 
आर यरोपीयन विद्वानोंने भारतीय इतिहास आर पराने साहित्य 
का खोजपूर्शा अध्ययन कर भारतकी उसकी संस्कृति, साहित्य 
आर भाषाकी महानताका भी वोध कराया। परिणास यह हआ कि 
जो अगरेजी विज्ञा-प्राप्त भारतीय पश्चिसी प्रतिभासे खींचकर 
यूरोपकी ओर अग्नसर हो रहे थे वे अब अपनी सस्क्ृति ओर 
देशकी ओर लोढने लगे। परिणामतः उनके हृदयोंमे अपनी 
भाचीन अतिष्ठा ओर विचलित हुए सास्क्ृतिक गोरबकों पुन. 


३७ 


युग-पुरुष 


स्थापित करनेकी बलवती भावनायें जाग उठीं, किन्तु विदेशी 
राजके रहते ऐसा होना सम्भव न देखकर उनका हृदय ब्रिटिश- 
सत्ताके विरुद्ध ओर दचीत्रतासे भड़क उठा | 


कर ५ 
चाम्क ओन्‍्दृलनं--- 


ब्रिटिश राजके विरुद्ध सुलगती हुई आगको प्रज्वलित करने 
में धार्मिक सुधारकों ओर आन्दोलन-कत्ताओका भी काफी योग 
रहा है। पश्चिमकी विचार-बारासे प्रभावित होकर ये नये 
सुधारक भारतीय-हिन्दू धर्मकी रुढिवादितकों विशुद्ध कर उसे 
प्रगतिकी ओर बढा ले गये । 


यह नया धार्मिक आन्दोलन १८वीं सदीमे श्री राजाराम 
मोहन रायसे प्रारम्भ होता है। राजाराम मोहन राय 'पहिला 
महाव अवीचीन भारतीय? था ।"१ इस महान्‌ व्यक्तिने सती-अथा 
को खतम करनेमें अग्रेजी सरकारको बहुत मदद दी थी । वे एक 
उच्च-कोटिके विद्वानमी थे | धर्मके वाह्म उपकरणो ओर आउडम्बरों के 
वे विरोधी थे। वे सामाजिक कुरीतियोको सुधारना और शिक्षा 
द्वारा नारीका उद्धार करना चाहते थे। जातिके बन्चन ओर 
छुआ-छूतके वे विरोधी थे | अतः इन ध्येय ओर सुधारोंको आगे 
बढानेके लिये उन्होंने एक धार्मिक सघकी स्थापनाकी जो 
अज्योगसमाज!के नामसे असिद्ध है। त्रह्मो समाजके कार्यकों 
उनके पश्चात देवेन्द्रनाथ टैगोर ओर केशवचन्द्र सेनने आगे 


, वैश्रातंशाब्रापड व शवाशा (एणाशसापाा0ानओं श्ाते 
िग्ाध0ध्ं ॥26ए209फ०7, 29, ठप्ापाएपाँटरी. उपयात्नं 
5गा2)--2 75 


रेप 


महात्मा गांधी 


बढाया । इनमेसे देवेन्द्रनाथने विशुद्ध भारतीय घर वा संस्क्रतिको 
त्रह्मोगसमाजका आधार बनाया, लेकिन केशवचन्द्रने ब्रह्मो-समाज- 
को ईसाई धर्मके आधारपर चढलाया। 


वग-देशीय त्रह्मो समाजकी तरह दक्षिणमे भी धार्सिक 
सुधारोके लिये 'प्राथेना समाज? कायम हुआ जिसके सद्बालक-- 
जस्टिस रानडे, सर आर जी भन्‍्डारकर ओर सर नारायण 
घन्द्रावरकर आदि व्यक्ति थे । 


किन्तु धार्मिक संस्थाओंमेसे जिसने भारतको स्वातन्च्य प्रेम, 
राष्ट्रीय प्रेम, तथा राष्ट्रीय धर्म, साहित्य ओर सस्कृतिका पाठ 
पढाया--वह आये समाज? था। आय समाजके सस्थापक 
महर्पि दयानन्द हुए है । १८७० मे उन्होने पहिले बम्बईमे आय 
समाजकी स्थापना की ओर फिर १८७७ मे उसे छाहोरमे स्थापित 
किया । आयंसमाजका आधार (विद? थे। अतः आयससाज पूरी 
तरह भारतीय धर्म था। स्वामी दयानन्दका सबसे महांन्‌ 
सन्देश था--'वेिदोकी ओर बढ चलो”? ! इस सन्देशते उत्तरी 
ओर पश्चिमी भारतको बहुत प्रभावित किया ओर काफी बडी 
सख्यामे छोग आये समाजके अनुयायी वनने रूगे। श्री ऐड़ ज आर 
गिरिजा मुकरजी लिखते है, “त्रह्मो समाजके प्रमुख सद्स्योकी भाति 
दयानन्द अग्नेजी पढे हुए थे, लेकिन उन्होने प्रचार आदि कारय हिंदी 
मे ही किया । इससे उत्तरी भारतकी जनताको उन्हें सममनेमे वहुत 
सरलता हुई, ओर आये-समाजने 'जन आन्दोलनःका रुप ले लिया । 
उनके अनुगासी उनके धर्मके भारतीय स्वरुपसे वहुत आकर्षित 
हुये। विदोकी ओर बढ चलो?के मन्त्रने उन लोगोको अत्यधिक 
आकृष्ट किया जो उस समय पश्चिमके वार्मिक सिद्धान्तोको 


३९ 


युग-पुरुष 


चुनातो देना चाहते थे ।!० १८८३ में स्वामी दयानन्दकी सृत्यु 
होनेपर कनेल ओकलॉट ((:0। 000०६) ने उनको, एक महान्‌ 
देशभक्तः, घोषित्त किया था । वे दयानन्द स्वामीही थे जिन्होंने 
स्व॒राजकी घोपणाकर “सारत भारतीयोका हे? की प्रथम पुकार 
उद्योपितकी थी। 

धार्मिक सस्थाओंसे थियोसोफिकक सोसाइटीने भी भारतके 
राष्ट्रीवताके आन्दोलनको आगे बढानेमे काफी सहायता पहुचाई । 
इस सस्थाने भारतीयोको उन्तके प्राचीन गोरवकी महिमा वताकर 
उन्‍हें अपने पुरातन धर्म, संस्कृति ओर सभ्यताकी बचाने ओर 
बढानेके लिये प्रेरित किया । 

धार्मिक सुधारकोसे श्री रामकृष्ण परमहस ओर उनके 
प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानन्दका भी बहुत बड़ा स्थान हैं । 
इन सहापुरुषोने अपने अभावसे भारतीयोको हिन्दुत्वकी 
तरफ खीचा और आचीन आदशोसे उन्हे अभावित किया। 
श्री रासकृष्ण परमहंसने सेवा पर बहुत अधिक जोर दिया। 
उसकी सेबाका यह कार्य आज भी 'रामकृष्ण सेवा-सद्ठो?के द्वारा 
भारतके वहुतसे म्रान्तोमे चल रहा है । 

परमहसके सहान्‌ जिष्य स्वामी विवेकानन्दने भारतकों 
आध्यात्मश'की सहिमा समझाकर भारतीयोको आइवस्त किया, 
तथा उन्हें आध्यात्म द्वारा ससारको जीतनेका सन्देश दिया! | 
साथ ही उन्होने--राष्ट्रीयवाके सन्देशका भी भारतीयोमें 

छतासे अचार किया | 

4. छल शिइल छाते (ठप एणँ ६6 (0727255 
पक गरताब फ#ए 0. #., 88ठ7295 & (सब रवए:छा]97 
एए 34-35 


घ्र० 


महात्सा गांधी 


अतः १९ वी सदीमे भारतमे कई प्रकारसे धार्मिक आन्दो- 
लन चले जिन्होंने भारतको राष्टीय प्रमका मार्ग ठिखलाया, 
आर भारतीयोंको उनके महान अतीतकी महिसा वतलाकर 
उनमे राष्ट्रीय प्रेस तथा देश-सक्तिकी प्रवल भावनायें पैदा करदी । 


वार्मिक आन्दोलनोंके साथ-साथ अगरेजी सरकारकी अनी- 
तिपूर्ण नीतिने मी भारतीयोंको राष्ट्रीय ढंग पर सगठित होनेसे 
खूब मदद पहचाई । अग्रेजी शिक्षाके प्रसारसे इस समय ( १९ 
वीं सदी ) भारतमे अश्नेजी पढ़े लोगोंका एक वर्ग पेटा हो चुका 
था। लेकिन पूरी तरहसे शिक्षित होनेपर सी इस बने अजु- 
भव किया कि ब्रिटिशराज़ हर प्रकारसे उनकी उच्नतिके सार्ममे 
बाधक है। जिक्षित बर्गकी तरह व्यापारी वर्गको भी यही अनु- 
भव हुआ कि सरकारकी आध्िक नीतिका छक्ष उन्हे न उमरने 
देनलेका ह। अतः इस नीतिके फलसे शिक्षित ओर व्यापारी 
दोनोंही बरगे असन्त॒ुष्ट हो चले | साथ ही अगरेज रगकी स्प्धाके 
कारण काले भारतीयोंको अपनेसे वहुत ही नीचा ओर अयोग्य 
सममभते थे। अतः इस जातीय अभिमानने हिन्दुस्तानियोको 
ओर भी छुव्ध कर डाछा, ओर भारतीय अ्रजा आर अगरेज 
आसकोके बीच एक गहरी खाई पेढा हो गई । हमार लिये 
अंगरेज नोकरणआहीकी इस टुर्नीति ओर जातीय अभिमानका 
परिणाम अच्छा ही हुआ क्योंकि उनके इस जातीय-गोरव आर 
टुव्यवहारने हमारे दिलोंम भी राप्टीयता ओर जातीयताके साव 
प्रबलतासे उगा दिय । 


हम कह आये है कि अंग्रेजी पठा वर्ग इस समय बढ़ता 

जा रहा था, किन्तु काले! होनेके कारण उच्च सरकारी पढों 

का सागे उनके लिये वन्दसा था। महारानी विक्टारियाके चाटर 
२ 


युग-पुरुष 


में यद्यपि जातीय समानताका राग अलापा गया था, किन्तु लाडे 
लिटनने यह स्पष्ट रूपसे घोषित कर दिया था कि चार्टरके 
बचनोंकी पूर्ति नहीकी जा सकती। फछतः शिक्षित वर्गका 
असतोप बढता ही गया ओर १८७७--१८७८ में भारतमें इन्डियन 
सिविल सर्विसके लिये कलकत्तेमें पहिला संगठित आन्दोलन 
हुआ।” यद्यपि यह आन्दोलन सिविल सर्विसके लिये किया गया, 
किन्तु उसका ध्येय अन्तिमतः हिन्दुस्तानकी जनतामें एकता 
ओर संगठनकी भावनाओको सजग करना था | इस आन्दोलन 
को प्रेरणा देनेवाली संस्था 'इन्डियन ऐसोसियेशनः थी। यह 
सस्था श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके द्वारा बगालमे २६ जुलाई १८०५ 
मे कायमकों गई थी । इस सस्थाका ध्येय था--(१) 
राजनेतिक अइनोके लिये शक्तिशाढी जनमत एकत्र करना, (२) 
एक सामान्य राजनेतिक ध्येयके लिये भारतीय जनताको सग- 
ठित करना, ओर (३ ) हिन्दू मुस्लिम एकताको बढ़ाना । इन 
ध्येयोको आगे बढानेके छिये निःसन्देह एसोसियेशनने काफी 
कार्य किया। इटलीके बीर मजिनीकी राष्टीयता ओर देशभक्ति 
की सावनाओसे प्रभावित ओर प्रेरित होकर इन्डियन एसोसिये- 
शनने भारतकी राष्ट्रीय एकता पर भी खूब जोर दिया और 
अपने प्रोग्राममें राष्ट्रीय एकीकरणके ध्येयको प्रसुखता दी ।* यह 
संस्था काग्रेसके अभ्युत्थान कारू तक बराबर उत्साहके साथ 
काम करती रही । यह उसीके पयत्नोंका फल था कि इन्डियन 


4.. सवा (0्रशपापााणातं बगते 'िब्रधठाएं 22ए८- 
]0797067६ .. 0फफ्णपाय सत्र 8प83 9. 479, 

2. +96 शि५८ बाते 5+0ए/॥ ० 7९ (0787८55, 
9ए ५, # 57काठज़8 बणवे (जरा रपट] 0... 43 


ढ्र्‌ 


महात्मा गाधी 


सिविछ सर्विसका आन्दोलन चछा ओर योग्य भारतोय भी 
सिविल सर्विसमे लिये जाने छगे । वैधानिक आन्दोलनकी यह 
प्रथम विजय थी । सन्‌ १८७८ में इन्डियन एसोसियेशनने दूसरा 
वैधानिक आन्दोलन उठाया। यह आन्दोलन लाडे लिटनके 
१८७८ के वनोक्यूलर प्रेस ऐक्टके विरोधमे हुआ, जिसने भार- 
त्तीय पत्रोंकी बहुत सारी आजादी छीन ली थी। इस आन्दो- 
लगनके फलसे ही लाडें रिपत ( १८८०--८२ ) के शासनकाछमे 
“र्नौक्यूलर ऐक्टः हटा लिया गया था। 


ऋतलकत्तव्त उदहरणु--- 


कलकत्ताके इन्डियन एसोसियेशनसे प्रेरित होकर मद्रास, 
बस्वई और पूनामे भी राष्ट्रीय-उत्थानके विभिन्न ध्येयोकों लेकर 
सस्थाये स्थापित हुई । सन्‌ १८७८ से "मद्रास महाजन समा? 
कायम हुई। सच्‌ १८८५ में तय्यवजी, फिरोजशाह मेहता ओर 
के० टी० तेलंगके प्रयत्नोसे वम्बईमे “ास्‍्वे प्रेसीडेन्सी एसोसि- 
येशनः कायम हुआ। सन्‌ १८७०से पूनामे सार्वजनिक सभा? 
स्थापितकी गई जिसने श्री रानंडे ओर श्री जोशीके अधिनेतृत्व 
मे राष्ट्रीय हितके कई एक काम किये। यह सभा राजनेतिक, 
आर्थिक आर सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालनेबाली एक 
चमासिक पत्रिका भी निकालती थी। पत्निकाके ज्यादातर लेख 
श्री रानडेके ही लिखे होते थे। श्री जेम्स किलोकके अनुसार 
इस सभाने पश्चिसी भारतको जागृत करनेसे बहुत बड़ा काम 
किया और राजनेतिक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओ पर 
जनमतको तैयार करने ओर बनानेसें योग दिया ।* 





..._] ]्राश्रते०ए४ 5०शाएते रिक0806 , 97 दिगी०त: 9 285, 
४३ 


युग-पुरुष 
राष्ट्षय कांग्रेसकी स्थापना--- 


जग कि विभिन्न आन्तोमे इस प्रकार भारतीय समस्याओं 
को सुलछझानेके लिए अलग-अलग सद्भठन बन रहे थे; उसा 
समय राष्ट्रीय पत्रिकाओने इस आन्तीय सद्भठनोंकी एक सूत्रमें 
अथित कर उन्हे एक राष्ट्रीय प्रकारसे ढालने की चर्चा भी शुरू- 
कर दी थी | 


इसी वीच, इलवटे विलकी एक आखें खोलने वाली बटना 

भी हो पड़ी | लिटनके वाद लाड रिपन ( १८८०-१८८३ ) वाइस 
राय हुये थे। छा रिपन 'एक उठात्त अग्रेज थे, उनमे सहजरूपसे 
न्यायके प्रति प्यार था। अतः वे १८०८ की सहारानी विक्टोरिया 
की घोषणाकों कायोन्वित करते हुए जातीय भेद याने गोरे ओर 
काले वर्णका भाव हटाकर भारत ओर यूरोपके दोनो देशोंकी 
जनताको समानताके स्तर पर ले आना चाहते थे" | अतः समा- 
नताकी भावनाओसे प्रेरित होकर उनके शासनसे इलबटे नामसे 
एक विछ पास हुआ, जिसके अनुसार भारतीय न्यायाधीशों 
(]००१४०४)को ग्रेसीडेन्सीके नगरोके अतिरिक्त, देशी जिलोंमे भी 
अगरेज नागरिकोके फेसले करनेका अधिकार दे दिया गया था | 
इस बिछके पास होनेपर अगरेजाने वहुतही हो हल्ला सचाना शरू 
किया । अगरेज अपनेको शासक वर्गका सममते थे,इसलिय काले? 
सजिस्ट टके सामने खड़ा होनेमे उन्होंने अग्रतिष्ठाका सबारू 
उठाया। अगरेज नाकरशाही भी तिलमिला उठी। अगरेजोंने प्रतिष्ठा 
के साथ यह भी जाहिर किया कि यदि 'गोरेका न्याय करनेका 
अधिकार 'काले'को दे ठिया गया तो त्रिटिश साम्राज्यकी नींव 
4. वाताशा वर्द्रा072, (0०787655---909--9 952 

9४ 


महात्मा गाधी 


हिल जायगी" । अग्नेज आर यूरोपियनोका यह जाताय असि- 
मान ओर अहक्लार था। यूरोपियनोने इलबट विलक वरुद्ध 
जगह-जगह विशेध-प्रदर्शनके लिये डिफेन्स एसासियंशन कायम 
करने शुरू किये ओर अपने सगठनाको चलानेके लिय चन्दे भी 
इकट्े किये । सफेद जातिके विशेषाविकाराकों झुराक्षत 
रखनेके लिये इस प्रकार खूब जोरोसे आन्दोलन चला ।' डिफेन्स 
गसोसियेशनने? इगझेड ओर भारत दोनो जगह इलवट विंलका 
सा विरोध किया कि अन्तमे छाडे रिपनकी भारतीय सरकारको 
उसे वापिस ले लेना पडा | इस घटना ओर युरोपियन डिफेन्स ऐसो- 
सियेशनके सगठनका परिणाम अन्तमे हमारे राष्ट्रीयजागरणके 
लिये अच्छाही सावित हुआ | गोरी जातिके इन व्यवहाराका 
देखकर राष्टकी आखे खुलीं। अब तक प्रान्तोमे ही भारतीय 
अपना सद्अठन करने पर लगे थे, किन्तु अब युरोपियन 
डिफेन्स ऐसोसियेशनने उन्हें चता दिया कि यदि उन्हें अगरजा 
सरकारसे टकर लेना हे तो एक राष्ट्रीय सज्ञठ्न कायस किया 
जाना चाहिये। फछत सुरन्द्रनाथ वनर्जनि १८८३ मे यूरोपियन 
डिफेन्स ऐसोसिवेशनके मुकावलेमे राष्ट्रीय आन्दोलन आर 
राष्ट्रीय फन्‍्ड ( कोप ) चढानेके निर्मित्त एक राष्द्ाय 
कारन्प्रेस चुलाई । 
इसी समय (यात्री १८८३) एक उदात्त अगरेज एलान 
आक्टेवियन छामने भी भारतके राष्ट्रीय सद्भठनकों बनाने आर 
प्रेरित करनेगे वडी मदद पहचाड़ | श्री छाम पहिल हले एक उच्च 
सरकारी पद पर रह चुके थे। १८८० मे सरकारी नाकरीसे 
इतीफा देकर वे शिमलामे वस गये थे। वे एक बड़ दरदशी 


“या फुकफकातव्थए फतह छ मिं ८ £ै खिलीगाा 
97 09-0 


४० 


युग-पुरुष 


राजनीतिन्न थे। ब्रिटिश राजकी दुर्नीति ओर नोकरशाहीके 
जातीय अभिमसानका परिणाम उन्हें स्पष्ट दिखछाई दे रहा था। 
वे देख ओर समम चुके थे कि यदि मारतकी वर्तसान असंतोषकी 
सुछगती हुई आन्तरिक आगको शान्त न किया गया तो देश 
भरमे फिर १८०७ की भाति ही जगह-जगह क्रान्तिके विस्फोट भड़क 
उठेगे । छूमको खुफिया विभागकी कई रिपोर्टोसि यह भी ज्ञात हो 
चुका था कि कृषकवर्गमे असंतोप बढता जा रहा है, ओर मुल्क 
मे पड़यत्रकारी गुप्त सगठन पैदा ही रहे है । ह्यूस इस स्थितिको 
रोकना चाहते थे। उन्होने अगरेज नोकरशाहीको इस स्थितिकी 
भयकरता समझ्कानी चाही, लेकिन १८०७ की सफलतासे ब्रिटिश 
नोकरशाही निमश्चिन्त हुई बेठी थी, इसलिये उन्होने ब्यूमके 
कथन पर कोई ध्यान न दिया। 


अतः झछूमने अब अपना रुख बदला और हिन्दुस्तानी 
नेताओसे सबंध जोड़ा । उन्होने एक खुले पत्रमे कलकत्ता विश्व- 
विद्याल्यके ग्रेजुएटोंको ललकारते हुये कहा--'मरे जेसे विदेशी 
भारतवर्ष ओर उसके बच्चोको प्यार कर सकते है, किन्तु उनसे 
राष्ट्रीयताकी प्रेरणा नही भर सकते, इसलिये वास्तविक रुपसे 
मुल्कके लिये उसीके निवासियोको कार्य करना चाहिये !? 
ह्यसने इस प्रकार कलकत्ताके ग्रेजुएटोको भारतके बौद्धिक, नेतिक, 
सामाजिक ओर राजनेतिक पुनरुत्थानके हेतु? एक संगठन कायम 
करनेकी प्रेरणा दी ।* 


4. शआीक्षा 0-0ए%४7 पंचार, 0 8, 7४7९४ ०0 496 
गाता रिगधा0ाश (/0087९58, 9ए 57% ए.. झ€टत०॑प्ा, 
3,070070, 4943, 9 52 


5 


महात्मा गावी 


हामकी इस ग्ेरणा आर चनर्जकि राष्ट्रीय संगठन ओर 
राष्ट्रीय कोष स्थापनाकी चेषट्टाके परिणामसे आखिर १८८५० में 
राष्टीय सगठनके हित भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी स्थापनाकी 
गई। हमारी आजकी राष्ट्रीय काग्रेसका यही स्रोत 

भारतीय राष्ट्रीय काग्रंसकी स्थापनाके सम्बन्ध हमने 
तनकाढीन वाइसराय श्री डफरिनसे भी सत्रणाकी थी ओर 

वाइसरायने इस वातको स्वीकार भी किया था कि “यह अच्छा 

होगा यदि सुल्कमे कोई एसा सगठन हो जिसके द्वारा सरकार 
मुल्कक जनमतसे परिचित रह सके |”” इस भ्रकार झूमने 
भारतीय सरकारका भी राष्ट्रीय काग्नेसके निमोणमे सहयोग भ्राप्त 
कर लिया था। परिणामतः भारतीय सरकारने नवजात 
काग्रेसके आरम्मिक विकासमे किसी प्रकारकी रुकावट न पेदाकी, 
बरन्‌ वम्बईमे जब कांग्रेसका प्रथम बार अधिवेशन हुआ तो 
बहुतसे सरकारी अफसरोने भी उसमे हिस्सा लिया था। 

भारतीय राष्ट्रीय का््नेसकी पहिली सभाका होना पहिले 
(५०५ से ३० दिसम्बर १८८५ ) पूनामे निश्चित हुआ था, किन्तु 
पूनामे यकायक हेजाका प्रकोप फलनेस सभाका स्थान वादसे 
वम्बईम रखा गया | काग्रसकी इस पहिली सभामे हिन्दुस्तानके 
तमाम हिस्सेसे लगभग ७२ प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे। उस 
समयसे आज़ तक काम्रेसकी वंठक हर साछ किसी मुख्य नगर 
था गावसे होती ही रहती हू । 

काग्रसकी पहली सभाके सभापति रमेशचन्द्र वर्नर्जी चुने गये 
थे। समापतिके पदसे दिये भाषणमे उस समय वनर्जनि का््रेस- 
के ध्येय ओर लक्ष्य इस पअकार प्रकट किये थे--( २ ) मुल्कके 

 एछल्ततटाएाएम 9. 60 हज 

भ्र् ७ 


युग-पुरुष 


तमाम कार्यकत्ताओंमें आपसी मछ जोल वढाना, (२) राष्ट्रीय 
एकताको बढ़ाना, (१) जनसतको सडघठित करना, तथा (४) इस 
वातके लिये प्रयत्त करना जिससे “भारतीयों को अपने मुल्कके 
शासनसें यथोचित स्थान प्राप्त हो सके आदि |४ 


प्राथमिक कामग्रेसके ये ही विनम्र ध्येय थे। किन्तु इन विनम्र 
ध्येयोके होते हुये भी त्रिटिश सरकार जल्‍दी ही कॉाँग्रेसके आंतरिक 
राजनेतिक भावोंको समझ कर उसके मार्गमे अड़चने पेदा करने 
छगी। छाडे डफरिन, जिसने स्वयं काग्रेसकी स्थापनामे सलाह 
दी थी वही अब काग्रेसके वढते हुये श्रचारको देखकर उसे 
“राज़द्रोही ओर अल्प वर्गीय सभा कहने छगा |? फलत+३ १८८८ 
से जब इलाहावादमे काग्रेस अधिवेशन हुआ, सरकार हर 
अकारकी रुकाबटे का्मेसके मार्गम डालती चली गई। 

किन्तु इस रुकावटोंके वावजूद द्यूम कांग्रेसके कायको 
आगे बढाते गये। भारतीय काग्रेसके ध्येयको प्रचारित करने 
के लिये ब्मने शप्प्० भे इगछेडमे एक एजेंसी स्थापितक 
जिसके पहिले मत्री श्री डब्लू-डिगवी हुए। यह एजेंसी १८८९ 
में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी एक कमेटीके रुपसे बदल दी 
गई। इस कमेटीके' प्रचारके परिणामसे ही श्री जाडछाफ (झ40- 
)9पष्ठ0) ने १८८५ से वस्बईकी काग्रेसमे भाग लिया था। इस वक्त 
की काग्रेसने भारतमे अतिनिधित्वपूणा शासनकी शुरुआतके 

लिए एक स्कीम रखी थी, जिसे त्राडलाफने पार्लियामेन्टमे एक 
बिल द्वारा पेश करनेका वचन दे दिया था। तदनुसार त्राड- 
लाफने १८८५ में एक बिल पेश भी किया। ब्ाडलाफके विलकों 
पेश हुआ देखकर गवर्नसेटने अपनी सर्ब-प्रियता खो जानेके 

४८ 


महात्सा गावी 


डरसे स्वयं भी एक विलछ पालियामेटसे पेश कराया, जो 
ब्राडलाफके बिलसे बहुत घट कर था। डुभाग्यवश १८५५ मे 
ब्राडछाफकी सृत्यु हो गई, और गवर्नभेटके विलकों पास 
होनेमे कोई दिक्कत न पड़ी । फलतः गवनमेटका विल १८५०० 
भे शाही आज्ञासे १८९२ का इण्डिया कासिल ऐक्टके नामसे 
पास हो गया । 

१८९२ के इण्डिया कौसिल ऐक्टके अनुसार, जो कि कांग्रेस 
के आन्दोलनका ही फछ था--पहिले पहल चुनावःका सिद्धात 
व्यवहास्मे आया और कोसिलके सठस्योको वोट? देनेके अलावा 
वार्पिक-चजट पर विवाद करनेका हक भी दे दिया गया। 

किन्तु का््रेस इस ऐक्टसे ही संतुप्ट होकर नहीं वेठ गई। 

काग्रेस तो शासनमे “भारतका पूरा अ्रतिनिबित्त, और 
कौसिलके सदस्योंकी सीमित शक्तियोका प्रसार चाहती 
थी,” और यह ९८५४ के काग्रेसके अधिवेशनमे ढादा भाई 
नोरोजीने स्पप्ट घोषित सी कर दिया था। दादा भाई नोरोजीने 
पहिल पहल स्व॒राजः को भारतका ध्यय भी घोषित किया। 
इस ध्येयकी आप्तिके लिये इन कांग्रेस नेताओंने--वे वानिक- 
आन्दोलन, और भारतीयोका ब्रिटिश प्रज्ञातन्त्रवादियोके साथ 
मिलकर कार्य करना--थे ठो मार्ग चतछाये | मु 

का््मेसने इस प्रकार अपने इतिहासके पहिले वीस वर्षमि अपना 
सुचारू रुपसे सगठन किया ओर राष्ट्रम एकता कायस कर 
दी। फलतः ब्रिटिश राजके मुकाचलेम खडा होनेके लिये उन्हें 
अब अपनेपर भरोसा होने लगा आर ब्रिटिश प्रजाततन्रवादियोके 
सहूयोगकी भी उन्हें कोई विशेष जरूरत न रह गई। नि सन्देह 
का्मेस दृतासे घटती चली जा रही थी । 


४ ४५ 


युग-पुरुष 


किन्टु का्नेसके विकासके वनिस्पत उससे भी तीत्र गति 
से राष्ट्रीया, ओर विदेशी हुकूमतसे स्वतत्र होनेकी भाव- 
नाओने विकास किया। सारतमे अब व वानिक आन्दोलनके प्रति 
असतोपकी आवाजे गप्रकम्पित होने छगी | युवक समाज भारतके 
वेधानिक आन्दोलनकी धीमी गतिसे डकता सा जठा। वे 
सोचने लगे कि वेधानिक आन्दोलनके अलावा क्‍या कोई ऐसा 
क्रांतिकारी मार्ग नहीं हो सकता जिसके अनुसरणसे अधिकारों 
की प्राप्ति तत्वरता ओर तेजी से हो सके। क्या अंगरेजी सर- 
कारसे किसी दूसरे मा्गसे सी काम लिया जा सकता है ? क्‍या 
अंगरेजी शक्ति वाकई लछोहेकी दीवार है जिससे टक्कर ठेना 
केवल अपना सिर फोड़ना है ? वस्तुतः अगरेजी-शक्तिकों अजेय 
ओर अपार सममनेका कारण दुदूमनीय गुलामी ओर गोरे राज 
की कठोर निरकुशता थी | अगरेजोने नि सन्देह मारतीयोंकोी इस 
बुरी तरहसे दवा रखा था कि हिन्दुस्तानी अपने दिलोमे अपने 
आपको गोरे अगरेजोंसे अकथनीय रूपसे तुच्छ सममते लगे थे । 
अगरेज्ञोके कठोर आधिपत्यथ तथा १८०७ के बिद्रोहका जिस 
भीषणतासे अंगरेजी सरकारने भारतीयोसे वदुछा लिया था,ज्ससे 
हिन्दुस्तानी त्रिटिश-राजसे अभी तक अपरिमित रुपसे संत्रस्त 
हुए बठे थे। ब्रिटिश सरकारने आमंस-ऐक्ट हारा भारतीयोको 
गल्न भी कर रखा था। इससे भी वे अत्यन्त भीरु ओर 
कायर वन गये थे। अतः ऐसी अवस्थामे हिन्दुस्तानियोको 
ब्रिटिंग राजकी मुखालफत करने की हिम्मत हो भी केसे सकती 
थी ? भारतही नहीं एक अकारसे पूरा एजिया ही तब 
गोरे अम्ुत्वकों अससान्य ओर अजेय मान वेठा था। 
किन्तु इसी बीच १८९४ में एक एसी घटना हुई जिसने काली 


प्० 


अहात्मा गावी 


जातिकी आखे खोछ दीं। १८५४ में अवीसीनियाके काले 
एजियाई राज्यने अडोआके युद्धमे यूरोपके गोरे इटालियन आक्र- 
मणकारियोंकोी दुरी तरहसे परास्त कर उन्हें अपने मुल्कमे 
घुसनेसे रोक दिया । इस घटनाकों देखकर नवजागृत भारत 
भी सोचने लगा कि यदि अवीसीनियाकी, काछी जाति गोरे 
इटालियनोको ढकेल सकती है, तो क्या हिन्दुस्तानके काछे गोरे 
अगरेजोंको नहीं निकाल वाहर कर सकते ? उन्हें अब काग्रेस 
की नरम ओर चेधानिक रीति वा नीति निप्फलसी जचले लगी | 
वे सोचने छगे कि इस नीति पर चलनेसे राष्ट्रकों १० वर्षोमे बड़े 
प्रयस्नोंके वाद आखिर एक मासूली कोसिछ ऐक्टके सिवा ऑर 
क्या मिल सका ? अतः नवीन-भारतने क्रान्तिके मार्ग पर अग्रसर 
होलेका नि०्चय किया। इस आग्नेय--मार्यकी ओर बढने वाले 
श्रान्तोमे महाराष्ट्र ओर वगाल सबसे जागे रहे । 

महाराष्ट्रमे इस समय वाल गगाधर तिलकके नेतृत्वमे 
राष्ट्रीयताके विचार बड़ी तेजीके साथ फेल रहे थे। तिलक 
एक महान्‌ देश भक्त थे, जिनका सहाराष्ट्रकी जनतापर अत्य- 
घिक प्रभाव था । जन-मान्य होनेके कारण उन्हें देशने 'लोक 
सान्‍्यः की उपाधि भी प्रदानकी थी। सारे भारतमे तिलक, 
लोकमान्य ओर चितपावनके नामसे प्रसिद्धि श्राप्त कर गये 
थे। तिलक देशभक्त होनेके साथ ही एक सहान्‌ पंडित ओर 
ऊँचे कक्षके राजनितित भी थे। जनतापर उनका पृरा-पूरा 
मभाव था, अतः इस इष्टिसे 'विही भारतके पहिले 
राजनंत्तिक नेता थे, जिनकी आवाजकी पहच जनता तक 
थी ।” निःसन्देह तिलकसे पूर्ववत्ति नेताओंम से कोई ऐसा 
ने हुआ था जिराकी आवाज पढ़े-लिखे समाजके बाहर 

हर ० 

2. )९५७ 5.6 


युग-घुरुप 


जन साधारणतक पहुच सकी हो । इस जन-नेता ओर ग्रचण्ड 
राजनीतिज्ञने बड़ी भीपणताके साथ अगरेज-शाहीके विरुद्ध 
प्रचार शुरू किया। ओर देशमें जाग्रतिकी एक व्यापक लहर 
पैदा कर दी ! 

अपने युगके वे सचमुच गाधीः थे, अन्तर केवछ यही था 
कि गाधीजीकी तरह वे श्ञाव ओर झंदुरू न थे, ओर हिसक 
क्रातिमें विश्वास रखते थे। इसलिये यदि तिछकको तीक्षण 
गाधी? कहा जाय तो अनुचित वा अनुपयुक्त न होगा। विशेष- 
तया तिलकके अचारसे महाराष्ट्रमे राष्ट्रियताने खूब जोर 
पकड़ा । महाराष्ट्रके युवक ब्रिटिश-शासनके छोह-पंजेसे अपने 
को छुडानेके लिये तड़फड़ा उठे। अगरेजोके ग्रति उनके हृदयो 
में कोपकी भीपण ज्वाला दहकने लगी। इसी समय १८९७ से 
पूनामे' प्लेग फेछा ओर उसे दवानेके लिये अंगरेजी सरकारने 
बहॉकी त्रिटिस रेजीसेन्टको आज्ञा दी । लेकिन वीमारीकों 
दवानेके वजाय ये नृअन्स और आततायी सेनिक वहॉकी 
जनताकोही दवाने ओर रोधने लगे । उनके इस दुव्येवहारकां 
नव-चेतनासे पूरे भारतका युवक-हृदय केसे सह सकता था ९ 
अतः बहॉँके भारतीयोंने अतिहिंसासे उत्तेजित होकर पूनाके 
कलक्टर आर ब्रिटिश-रेजीमेटके एक लेफ्टिनेन्टकी हत्या कर 
डाली । 

भसारतीयाोके इस दुस्साहससे भारत सरकारका हृदय कॉप 
उठा। उन्हें प्रतीत होने लगा कि भारतीय अन्दरही अन्दर 
सम्स्त्र क्रातिकी सत्नणा कर रहे है। वे सोचने लगे कि १८५७ 
की क्रांति के नेता नाना साहव-चितपावबनः थे, ओर तिलक भी 
धचितपावन? कहलाते है, इसलिये हो न हो तिरूकके इश्यारेपर ही 
( यद्यपि इसके लिये कोई प्रत्यक्ष ग्रसाण न था ) ये राजनेतिक 

ण्र्‌ 


महात्मा गाधी 


हत्याये हुई है। फलतः संत्रस्त ओर भयभीत सरकार द्वारा 
तिलक पकड लिये गये ओर उन्हें १८ महीनेकी सख्त सजा दे 
दी गई। किन्तु हिसासे हिसा क्‍या कभी दव सकी है ? तिलक 
को सजा देकर त्रिटिश-सरकारने उन्हें ओर क्रांतिको दवा डालना 
चाहा था, किन्तु इससे क्रातिकी ज्वाला ओर भी तीत्रतर हो 
उठी ओर तिलक बन्द होनेसे वस्तुतः जनताके ओर भी 
निकटस्थ चले आय । जनताकी इदृष्टिसि तिलक राजनतिक 
शहीदोमे अग्रगामी सावित हुए | क्रांतिकी लहर दवनेके 
वजाय बगालछमे भी फूट निकली | 


७ ७ ५ पे 
छड झाजन ऋए बश७भर आएन्ठएलुतु--- 


सन्‌ १८९८ से १९०० तक भारतका शासन सूत्र छा कर्जन 
के हाथम रहा | कजन एक पक्का साम्राज्यवादी व्यक्ति था | अब 
तकके अगरेज वाइसरायोसेसे कजनही वह व्यक्ति ह जिसे “ब्रिटिश 
ओरगजेब” कह सकते हे। ओरगरजेवकी भाँति उसका शासन 
भी अनियत्रित, दकियानूसी ओर आतंक पूण रहा | पर उसकी 
दुदंसनीय नीतिने भारतीय असनन्‍्तोपकी ज्वाछाको भडका कर, 
ब्रिटिश राजकी नीवको हिछानेमे ही अविक काम किया। अपने 
मनमे शायद वह यही सोचता रहा होगा कि गुलाम भारतीयों 
को दवाना कोई कठिन काये नहीं है, क्योंकि भारतीय गुलामोसे 
भला कोनसी ताकत है. जिससे वे उसके शासनकी बुराइ्योंका 
प्रतिरोध कर सकते है ? कजनकी ये वारणाये उसके कई एक 
अनेतिक कार्या ओर जनमतकी पूर्ण उपक्षा करमे की नीतिसे 
प्रत्यक्ष है । 

कज नने पहला आघात भारतीय शिक्षा? पर किया था | 
१६०४ में उसने एक ऐसा ऐक्ट पास कराया जिसके परिणामसे 


ण्रे 


थुग-पुरुष 


भारतीय विश्व-विद्याल्य व शिक्षा-संवन्धी सस्थाएं शिक्षा-प्रसार 
आर प्रचार के केन्द्र होनेके विपरीत नोकरी-पूजको! या 'पद- 
आखेटको” के निर्मोणके केन्द्र वन गय। उसका ध्येयही यह था 
कि भारतमे ऐसी शिक्षाका प्रसरण विरूकुछ , रुक जाय जिससे 
राजनतिक जागृतिके पेदा होनेका सय हो । 
इससे भी भीपण काये कर्जेलका १६१२ का “दर्वारः था। 
उस समय जवकि जनता एक ओर भूखो मर रही थी, कजनने 
जनताके सारे विरोधोकी अवहेलना कर लाखो रुपया द्रवारके 
तमाशे! ओर आतिथवाजी फूंकने तथा उत्सव मनानेमे वहा 
दिये” । कजनके इन कृत्योसे भारतीयोके दिलपर पूरी तरह 
अकित हो गया कि ब्रिटिश शासनका रष्य और ध्येय एकसात्र 
“आर्थिक शोषण” ओर प्राचीन हिन्दः का मान-सदेन करना हे? 
सके इस कायसिे सारतकी मनोदशा घिगड़ चली 
आर लोगो के दिल अंग्रेजी आसनसे शुब्ध हो उठे । ऐसी 
स्थिति में कजनने “वंग-सग? की घोषणा कर हिन्दुस्तानी हृदय 
ओर मस्तकपर एक ओर वज़-प्रहार किया। यह घटना उसी 
समयकी है, जब एशियाकी एक छोटीसी शक्ति जापानने, यूरोप 
के दानव-स्वरूप रुसकों तुसिमाकी छड़ाईमे हराकर गोरी जाति 
याको केपा दिया था। एशियाई जापानकी इस विजयने अन्तरीप 
से लेकर हिमाकय तक भारतकी घमनियोंमे भी एक नूतन बल 


4., ऊरिट88८९76 7009, 22८7 ०४785, 9 43 

2. (८०787255, 4903, (४05९, 0.0 745, #. 

३, &छ८०57ठफार कग्मछ०7ए ० ऊ्रैधप्फ 77079, 92ए 
रिव्राप्ट४0 (ँद्रा0972 42प्र 


ण्ट 


महात्मा गावी 


ओर रक्तका सचार कर दिया | जापान की विजयने भारतके 
शुब्ध ओर सन्नस्त हृदयमे यह आशा ओर विश्वास पंदा कर 
दिया कि एशियाई ओर ऋृप्ण-वर्णोके होने पर भी गोरी अगरेज 
जातिका यदि गक्ति हो तो अवश्य मुकावला किया जा सकता है । 
प० जवाहरलालके अब्दोंमे “जापानकी विजय एथियाकों ऊपर 
उठाने वाली थी | इस विजयने भारतीयोंके मनसे अगरेजोंसे 
अपनेको छोटा समभनेकी भावना वहुत घटा दी *' । परिणा- 
मतः राष्ट्रीय भावनाये वगार तथा महाराण्ट्रमे तेजीसे फल 
उठी" [? 

इस प्रकार जापानी विजयस प्रभावित होकर, भारतीय 
जनताका हृटयभी अगरजी दुर्नातिका सामना करनेके लिये चल 
पकड गया । अतःजव वगालपर अपनी कूट-नीतिका चाकू चछा 
कर कजनने वबग-भग करनेकी तजवीज रखी तो सारा वगाल 
उसके विरोधम काप उठा | वग-भगके द्वारा कूटनीतिन कर्जन 
बगाली जातिकी एकताकी भग करना चाहता था। उसकी यह 
आन्तरिक इच्छा थी कि पूर्वचीय वगाल ओर आसासको हिन्दू 
आर मुस्लिम दो ग्रान्तोमे वाटकर उनमे भपतिद्वन्दता उत्पन्न करदी 
जाय । लेकिन उसके इन घातक ध्येयोकों वगालही नहीं सारा 
भारत एक दम ताड गया। फल्लत, समस्त भारतमे बचद्न-भद्गके 
प्रति विरोधकी जोरदार पुकार गूज़ उठी। सारे बद्भधालमे वच्च- 
भद्गके विरोधमे करोव ५०० सभायेकी गई । किन्तु कर्जेनकी 
निरकुण सरकारने आखे मंद ढीं ओर कान बहरे कर दिये। 
वद्धाली जनताने तव एक जबदेस्त अर्जी ६०,००० व्यक्तियोंके 
दस्तखताके साथ पार्लियामेन्टको भेजी | लेकिन उसका भी कोई 


4. एणए्ए8९४ 6 पा ऋठगव प्राहठए, 44 छ ०३ ५ 
ण्ण 











युग-पुरुष 


फल न निकछा । आखिर १८०० से हिन्दुस्तानने यक्रायक २० 
जुलाईके सरकारी गजटमे पढा कि सरकारने वड्भ-भड्ग स्वीकार कर 
लिया है, आर जनताकी आवाज पूरी तोरपर ठुकरा दी गई 

कजनने जिस घृष्ठताके साथ जनताकी अबवहेलनाकी, उससे 
वग-संगके जन-आन्दोछूनकी गति-विधि ओर भी तीत्र और 
उम्रतर हो चली । पहलेके आन्दोछनोमे केवल सभा करके अस्ताव 
ही पास किये जाते थे, किन्तु बग-सगने आन्दोलनका वह रूप 
ही वदल डाला । कलकत्तेसे चीनके उदाहरणको लेकर ७ अगस्त 
१९००को एक आस सभा हुई जिसमे यह ते हुआ कि जब तक 
बग-भसग रद न कर दिया गया, जनता अगरेजी सालकों न 
खरीदेगी । अगरेजी मालके बाईकाट आर स्वदेशीको अपनानेका 
यह नारा देशको प्रथम वार इसी समय दिया गया था। बंग- 
भगके आन्डढोलनने निःसन्देह भारतमे एक नूतन चेतनता ओर 
जागृति की धारा प्रवाहित कर दी । 

कर्जेनकी सरकारकी ज्यादतियोसे खीजकर बंगालके बाई- 
काटके निश्चयको १९०४ की काम्रेसने सी स्वीकार किया। लाज- 
पत रायने मालबीयजीके वाईकाटके ग्रस्तावका अनुमोदन करते 
हुये देशकी नया सन्देश देते हुए कहा “भारतको अब मिखारी 
पनसे ही सन्तुष्ट नहीं रहला हे. । यदि उन्हें बास्तवमे अपने मुल्क 
की चिन्ता हे, तो स्वतन्त्रताके लिये उन्‍हें अब स्वय सघप करना 
होगा ।! अतः काग्रेसकी नर्स नीतिको लोग अब नीची निगाहोसे 
देखने लगे ओर तिलक जसे तीजक्षण राजनीतिन्नकी चाहना करने 
लगे। लेकिन का्म्रेसने अपने वैधानिक ग्रयत्नोंको जारी रक्‍्खा 
आर गोखलेको सारतकी तरफसे वग-भगको उठा लेनेकी माँग करने 
के लिए इच्चछेड भेजा । कितु भारतमंत्री श्री मोरलेने गोखलेको 
पत्थर-सा कठोर जबाब देते हुए कहा--“वबंग-भंग एक निश्चित 

पद 


महात्मा गावी 


फसला है, आर उसे मेटा नहीं जा सकता !” इसी समय गोखलेने 
भारतके छिये स्वायत्त आासनकी भी मॉग रखी थी, आर उत्तरम 
मोरलेने विगड़ कर काग्रेस प्रतिनिवि गोखलेकी भत्सना करते 
हुए कहा था, “इस ( स्वायत्त आसन ) की सॉग करना, चढद्रमाके 
लिये चिल्लाना हे |? 

मोरलेके इन व्यवहारासे भारतीय जनताकी अब यह सस- 
भनेमे कुछ वाकी न रही कि भारतका हित काग्रेसकी भिख- 
मगी ओर नर्स नीतिसे नहीं हो सकता। ओर भारत अगरेजोके 
विरुद्ध अपने परों पर खड़े होकर ही छुछ कर सकता है । 


कांग्रेस ऐक्यका टटना ९५६ ०७--- 


भारतने अपना कल्याण अब उत्साह आर क्रातिसे परिपूर्ण 
बगालके क्राति पुरुप अरविद घोष आर महाराष्ट्के महापुरुप 
तिलकके नय क्रान्तिकारी मार्गके अचुकरणमे अनुभव किया। फलत 
सन्‌ १६०७ में सूरतकी काग्रेसमे दो विभाग हो चल्े-नर्म आर 
गे अथवा आत आर उद्र | उग्र दलकी नई पार्टमि वगाल आर 
सहाराष्ट्रके उमत्रवादी या क्रातिकारी आमिल थे । इस नई पाठी 
 दूलके अधान नेता तिलक तथा विपिन चन्द्रपाठ ओर अरबिद 
घोष थे। तिलक अपने अनुयाय्रियोंको निर्भीक वननेका मत्र दिया 
करते थे। वे जनताकी ही गक्ति द्वारा म्रिटिम राजकों जनताके 
सामने क्ुकनेके लिये विवञ कराना चाहते थे। ओर उन्हें अपने 
इस ध्येय पर भरोसा भी था । 
नर्म ढछ अथवा पुरानी काग्रसमे इस ससय पुराने नर्स 
दली नेता श्री मालबीय, दिनेश वाचा, फिरोजशाह मेहता- 


4 ऊकि९८075९९४६ /त09, 9. 445 








ण््छ 


युग-पुरुष 


रेन्द्र नाथ वर्नजी ओर छाजपतराय थे । ओर इनका नेदृत्व 
करने वाले सुविख्यात नम दली गोपाछू कृष्ण गोखले थे | 


काग्रेसपर आधिपत्य तब नर्मंदलका ही था, इसलिये तिलकके 
गर्मदली का्रंससे वाहर कर दिये गये। किन्तु नम-दुछ अपना 
ऊुकावकी नीतिसे सा्वेजनिक प्रियता खो बंठी ओर जनताने 
'तिलकही का स्वागत किया । फलत* कुछ समयके लिये काग्नंस 
जिथिछ होकर प्र४-भूमिसे पड़ गई । 


काग्नेसके इस प्रकार टूट जानेसे ब्रिटिश सरकार खुश थी । 
काग्रेसमे भेढ पडनेसे लनिःसन्देह 'स्व॒राज्य-संग्रामः की शक्तियाँ 
विखर गई थीं। सरकारने अवसर देख अब ठु-धारी तलबारसे 
काम लिया, नर्म-दछ वालो को शीतछ करनेके लिए उनके सामने 
डुकडे फेंके गये, और गमे-दुलियोको ठढा करनेके छिये वन्दूक 
साधी गयी । 


इधर वगालमे निरंकुश वाइसरायके कारनामोसे जो असन्तोप 
पंदा हुआ उसने अब वम्ब-चाजी और त्याओ? का रूप ले 
लिया था? । ये घटनायें सूरतमे काग्रेसके भड् होनेके कुछ ही 
समय वाद से शुरू हो गई थीं। अतः ब्रिटिश सरकारले गरम 
दल वालॉको दवानेका यह अच्छा अवसर सममा | श्री तिछक, 
विपिन चन्द्र पाछ ओर अरबिन्द चोप तुरन्त पकड लिये गये । 
तिलक को 5 सासकी सजा हुई ओर उन्‍हें साण्डले भेज दिया 
गया। विपिन चन्द्र पालको भी ६ सहीने की सजा हुई, लेकिन 
घोपको एक साले वाद वरी कर दिया गया। इसी समय 





4. काल्याबातगादे 2 0पट85, >ऊ. #7€तपलार 47. 
5८पागशा 9 396 


पण्८ट 


महात्मा गांधी 


मुस्लिम गरम दली नेता हसरत मोहानीकों भी एक सालकी सजा 
हुई थी । इन नेताओंके पकड़े जानेसे जनतामे भयकी जगह 
असतोष और भडक उठा । फलतः १९०९ में बाइसराय मिण्टो 
पर वस डाछा गया और नासिकमे कलक्टरकी हत्या करदी गई । 


इन उपद्रवोसे डर कर व्रिटिश सरकारने हिन्दुस्तानकों शात 
करनेके लिये कुछ 'सुधारः देनेका निश्चय किया। किन्तु ये 
सुधार किसी सच्ची नीयतसे नहीं दिये जा रहे थे। वंग-भद्ग के 
समयसे नये पूर्वीय वंगाल ओर आसामके मुस्छिम पलन्तका 
गबनेर वरावर हिन्दू ओर मुसलमानों मे भेद पेदा करता जाता 
था आर खुले शब्दोंम हिन्दुओका विरोध करते हुए मुसल- 
मानोको “सरकारके प्रिय पात्र? घोषित कर उन्हे हिन्दुओसे अलग 
होनेके लिए प्रेरित करता रहता था । इसीसे १९०६ मे जब मिण्टोने 
सुधारकी योजना बनाई तो मुसलमानोने आगा खाँ के नेढ्त्वसे 
एक डिपुटेशन भेजकर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? (००००४घप7५) 
7८०7८४८०४४८०) की सांग पेशकी । सरकार हिन्दू-मुस्लिम भेद 
तो चाहती ही थी, अतः मिण्टोने सहर्प इस मागके पक्तमे अपनी 
हों? जाहिरकी, जिसका घातक परिणाम आज तक भारत उठा 
रहा हे। सरकारकी भेद-नीति निःसन्देह विजयी हुई, और 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य हूट चला। मुसलमान अब काम्रेसको राष्ट्रीय 
के वजाय हिन्दू सस्था कहने लगे। फछतः १९०६ में आगाखों 
ने मोहसिल उलमुल्ककी प्रेरणा पर मुस्लिम अधिकारोंकी रक्षा 
ओर अपने खोये हुए वादशाही जमानेके वेसब को पुन ग्राप्त 
करनेके उद्देश्यसे हिन्दू काग्रेसके बिरोवमे मुसलमानोंकी मुस्लिम 
लीग? नामसे एक अलग संस्था कायम कर डाली | 

जड़ 


थुग-पुरुष 


१९०९ में आखिर भारतीय असंत्तोपकी ज्वाछाको रोकनेके 
लिये गवंनसेन्टने कुछ सुधार दिए जो मिण्टो-मोरले सुधारके नामसे 
प्रसिद्ध है। इन सुधारोंके अनुसार भारतीयोकों चाइसरायकी 
कोसिल तथा ग्रान्तीय आसकोकी कोसिलोमे जगह दी गई, ओर 
व्यवस्थापक समाओंको प्रसारित किया गया। इनके अछावा 
मुस्किम छीगकी मांगपर सयानक सास्प्रदायिक जातीय 
प्रतिनिधित्व भी सुधारमें सारतको मिछा। इस जातीय प्रति- 
निधित्वकी स्वीकार कर सरकारने निउुचय ही प्रजातन्त्र विरोधी 
सिद्धान्तको स्वीकार किया था। सभाओका रूप सुधारोके बाद 
भी अग्रजातन्त्रात्मक ही रहा,क्यो कि उन्हे शासनमें कोई अधिकार 
दिया गया था, और उनकी शक्ति केवछ “विवेचना ओर आहछो- 
चना? तकही सीमित रखी गई थी। गशासनकी पूरी वक्ति 
बसे सरकारने अपने हाथोंमें ही थामके रखी। अतः ग्रधानके 
शब्दोमे मिण्टो-मोरले सुधारोसे भारतीय जनताको लेशमात्र भी 
शासत मे जिम्मेदारी प्राप्त न हो सकी थी | 

किन्तु इन सुधारोसे कांग्रेसका नर्म-दल खुश हो उठा। इन 
सुधारोका विरोध करनेके वजाय उन्होने उनका स्वागत किया | 
केवल गस-ढलही सुधारोका विरोध कर सकता था, लेकिन उसके 
नेता तव सींकचोंमे चन्द्र थे, ओर नेतृत्व-विहीन अनुयायि कुछ 
करनेमे असमर्थ थे। परिणासतः भारतका राष्ट्रीय आन्दोलन 
शिथिलल पड गया। केवछ बगालमे वद्ध-भड़का आन्दोलन चलता 
रहा और सोभाग्यसे अन्ततः सफल होकर ही शांत हुआ। 
१९११ से जाजे पचसको वाव्य होकर अपने मुखसे घोषणा करनी 
पड़ी थी कि वंग-भगकी खतम कर उसे पुनः एक कर दिया जायगा। 
इस के साथ-साथ जाजेने राजधानीको कलकत्तासे हटाकर 

६5० 


महात्मा गाधी 


दिल्‍ली लेजाने की घोषणा भी की थी। इस समय हार्डिज्ज यहाँ 
पर वाइसराय थे | 

१९११ का साल हमारे राष्ट्रीय इतिहासका एक सोभाग्यशञाली 
साछ था। वग-भगका आन्दोलन इसी साल सफल हुआ था, 
ओर इसी साल हिन्दू तथा मुसलमानोने मिलकर स्वराज आप्षिके 
लिये आपसी ऐक्ट कायम करनेकी गरजसे एक कान्फ्रेस भी घुलाई 
थी। इस कान्फ्रेसमे वेडरवर्न (ज८७१८एेपफ), बनर्जी (976- 
]7००), मालवीय, रहीमतुल्ला, हसनइमास, जिन्ना ओर अछी 
भसाइयोने भाग छिया था। मुहम्मरः अली छीगके गर्मेदली 
(८७778) नेता थे । इस दलने ही मुस्लिम छीगकोी जातीयता 
ओर राज-भक्तिके अधकूपसे बाहर आनेको श्रेरित किया था। 
फलत १६१३ में अपने वाम पक्षसे प्रभावित होकर लीगने आगे 
के लिये अपना ध्येय “दूसरी जातियोसे मिलकर भारतके लिये 
स्वायत्त-आसन की श्राप्ति” स्वीकार किया। काग्रेसने खुश होकर 
छीगके इस अस्ताव ओर निर्णय का वहुत सरगर्मी एवं उत्साहसे 
स्वागत किया था। 

इस घटनाके परिणामसे आगे चलकर हिन्दू ओर मुस्लिमों से 
एक-पेक्ट भी कायम हुआ जो लखनऊ पेक्‍्टके नामसे असिद्ध है। 

इसी बीच दुभाग्य से कानेसके दो बड़े नेता गोखले आर फिरो- 
जगाह मेहता स्व सिवार गये | अतः कांग्रेस उनके नेतृत्वसे वंचित 
होकर झुछ समयके लिये शिथिरू सी पड गई | यह मौका हमारे 
राष्ट्के इतिहासमे बडा नाजुक था। आर मुल्ककी राजनेतिक 
हाल डाबाडोल थी । 


अतः १९१४ में जब यूरोपसे पहिछा महायुद्ध छिडा भारत 
बडी ही कठिन अवस्थामे था । 


६१ 


युग-पुरुद 
सहायुद्ध ओर मरत-- 


१९०७ में हमारे देशमें गर्म-दली आन्दोलनने काफी जोर 
पकडा था,किन्तु १९११मे वग-संगके रद किये जानेपर यह आन्दोलन 
स्वयं शान्त हो गया था। रहा नर्म-दर। बह १६०९ में सिण्टो- 
सोरले सुधारसे खुश हो उठा था। और रही सही विरोधी शक्तिया 
तिलक आदि के जेछसे होनेसे बिलकुल दव गई थी । फलत+ 
१९१४ मे यूरोपीय युद्धके छिड़ने पर भारतके राष्ट्रीय आन्दोलन 

ओर स्व॒तन्त्रताके सघर्पषकी लहरे शक्तिहीन हो रही थीं । 

इस शक्तिहीनताको खतस करनेके लिये नर्म- आर गये दछोके 
पारस्परिक मत-भेद तथा हिन्दू मुस्लिम अनेक्यका दूर किया 
जाना वहुत जरूरी था | सोमाग्यसे इस बार गरम ओर नरम दुकोंको 
जोडनेसे श्रीमती ऐनी वेसेन्टने प्रशसनीय कार्य किया। श्री 
वेसेन्टने सन्‌ १९१३ से इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय राजनीति 
से अ्वेश किया था। इसी समय सन्‌ १६१४ में तिछ़क भी' 
माडलेसे सजा काट कर लोट आये थे । 

चेसेन्ट और तिलकने अब साथ मिलकर १९१६४ में 'होमरुल 
छीगः स्थापित की ओर जोरोसे उसका प्रचार भी आरम्भ कर 
दिया। इन नेताओने पहले कांग्रेस पर ही इस नये आन्दोलनको 
उठानेका जोर दिया, किन्तु जब ९ महीनेकी अवविके बाद 
भी काम्रेसने होमरुठ छीगके सनन्‍्वन्धसे कोई जवाब न 
दिया तो श्री वेसेन्टने प्रथक होकर होमरुल छीग की अलछगसे 
स्थापना कर डाछी | यह होसरुर छीग मद्रास प्रान्तमे बडे 
जोरोंसे फेली। इसी समय महाराष्ट्रम जोजेफ वेपटिस्टा ओर 
तिलकके प्रयत्नोसे महाराष्ट्र-होमरूठ छीग भी स्थापित हुई ओर 


दर 


महात्मा गाधी 


थोड़े ही समयके भीतर सारे वम्वई प्रान्तमे उसका अभाव छा 
गया। इस प्रकार गर्म दछ वालोंकी काम्रंसके विरूद्ध अपनी 
एक अलग निजी संस्था ही कायम हो गई । 

श्री वेसेन्टके प्रथत्नोसे १९१६ की का््रेसमे सब प्रकारके , 
राजनेतिक विचार रखने वाछोंको अपने-अपने अ्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार भी आप्त हुआ। श्री विपिन चन्द्र पाठके कथना- 
झुसार १९१६ की काग्रेसने श्री चेसेन्टके नये जागृत पल 
नेतृत्व को स्वीकार किया ।' इस काग्रेसने तिछक, जिन्हें १९०७ से 
कार््रेससे निकाछ दिया गया था, का भी बड़े जोरोंसे स्वागत 
किया। तिलकने इस कागग्रेसमे स्वायत्त शासन! की मागका 
प्रमुख प्रस्ताव पेश किया था । 


इसी समय लखनऊमे अखिल भारतीय झुस्छिम छीगकी 
चेठक भी हुई ओर उन्होने सी तिलककी तरह स्वायत्त शासनः 
की मांग का प्रस्ताव पास किया। 
लखनऊमे, हिन्दू मुसलमानोंके बीच इस समय आपसी 
अनक्यको दूर करनेका सोदा भी कर लिया गया। इस सोदेके 
अनुसार मुसलमानोने स्व॒राज? के ध्येयकी स्वीकार किया ओर 
हिन्दुओंने साम्प्रदायिक निवोचन? (०0एप्रणणथे 902८०:४८8) 
की साग स्वीकार की । हिन्दू-मुस्लिसके बीच का यह जातीय 
सादा या सन्धि 'लखनऊ पेक्ट” के नामसे प्रसिद्ध है । 
इसी समय महायुद्धके छिडनेपर लाडे हार्डिखकी सरकारने 
भारतको ससारके राष्ट्रोंम बरावरी ओर सम्रानताका पद डिछाते 


4. ३8 ऊैहइशा, 9. ए४एए7०07087०2 5$ए7ए- 
४०त725,7977, छ 204 


द्रे 


जे 


युग-पुरुप 


का वायदा देकर भारतीणेंको यूरोपीय युद्धमे सहायता देनेके 
लिये फकसछाया ओर वहकाया | भारतक लोगोने इस वायदेका 
विव्वास किया ओर हर ग्रकारसे इंगछेडकी मदद करनेको तेयार 
होगये | भारतकी सचमुच यह आजा हो चढी थी कि उसे इसवार 
अवश्य ही ऊँचे दजके राजनेतिक सुधार ग्राप्त होगे | किन्तु युद्ध 
चलता गया ओर अन्त तक सुधार होते न दिखलाई दिये। 
फलतः भारतके राजनतिक दल फिरसे अशान्त होने छगे* 


भारतकी नोकरशाही, भारतीय आकाज्षाके प्रति उदासीन थी। 
अतः उनका अनियत्रित शासन भारतके असनन्‍्तोषको बढाताही 
चला गया। सच्‌ १६१४ मे टर्कसे युद्ध छिड़ने ओर कुत (अग्रल 
२९, १६१०) के शन्रुओके हाथमे पडने पर, इगछेडको भी इस नोंकर- 
शाहीकी अनियजत्रितता और अयोग्यताका पता छग गया। टर्की 
के युद्धका पूरा सचालन भारतीय सरकारके जिम्मे था। किन्तु 
जिस प्रकार युद्धका सचारून किया गया उससे भारतकी नोकर- 
शाहीकी अयोग्यता पूरी तरहसे सावित हो गई। भारतीय 
नोकरशाहीकी इस अयोग्यताका प्रमुख कारण १६१७ मे पार्लिया- 
भेन्द्री सेसोपोटामिया कमीशनकी रिपोर्ट भारतीय नौकरशाहीका 
जन-मतका विरोधी होना वतलाया गया, ओर इस वात पर जोर 
दिया गया कि 'भारतीयोको नागरिकताके पूरे अधिकारोके साथ 
अपने मुल्कके आसनमे हाथ बटाने ओर नोकरशाहीीको नियन्त्रण 
से रखनेके लिये भरपूर अविकार दिये जाने चाहिये?” । 
इस रिपोर्टफे फछसे १६१७ में सर आस्टिन चेम्बरलेन 


4.. १९३४४८९०६ 770॥9, 9, 89. 
2. फिठे; 9 422 





६४ 


महात्मा गाधी 


भारत-मंत्रीके पदसे हटा दिये गये ओर उनकी जगह माटेग्यू 
भारत-मंत्री बनाये गये । 

मंत्री पदपर आकर साटेग्यूने २० अगस्त सन्‌ १६१७ को 
पालिंयामेन्टमे भारतके प्रति सरकारकी नई नीतिकी घोषणा 
करते हुये प्रकट किया कि सरकारकी इच्छा भारतको “जिम्मेदार 
शासन? देनेकी है, ओर इसके लिय इगलेड कोई प्रयत्न वाकी 
न रखेगा। इस घोपणाफोी सुनकर भारतको फिर उस्मीद बंधी 
ओर सुलगता हुआ असतोप शात पड़ गया। 

“जिम्मेदार शासन? की योजना सफछ वनानेके लिये कुछ 
सुवारोंकों देनेका निर्णय कर माटेग्यू स्वयं भारत आये 
ओर नवम्बर सन्‌ १6५७ से १९१८ की मई तक यहोंका दोरा 
करते रहे । यहा आने पर नये सेक्रेट्ीको मालूम हुआ कि बाइस- 
राय चेम्सफोडसे लेकर निम्न अगरेज पदाधिकारी तक एक भी 
अगरेज ऐसा नहीं जो भारत को किसी प्रकारके सुधार देनेके 
पक्तम हो । 

साटेग्यूके आनेके कुछ समय पहिले होमरुछ छीगके नेतृ 
श्री वेसेन्ट भी जलसे रिहा कर दी गई थीं। अतः १९१७ की 
कलकत्ता काग्रेसकी वे ही सभानेन्नी चुनी गई थीं। वेसेन्ट और 
तिलकने अवसर देखकर यहाँ आये हुये भारतमन्नी माटेग्यूको 
कामग्रसमे आनेके लिये निमन्त्रण दिया। माटेग्यू बहुत तत्परतासे 
काग्रेसमे आमिल होनेके लिये तेयार थे, दिन्‍्तु नोकरणाहीने 
उन्हें ऐसा न करने दिया" । आखिर चेसेन्टने माटेग्यूसे 
सुधारोंके वबारेमे स्वय मिलकर काग्रेसकी ओर से स्पष्टतया यह 
_जतछा दिया कि सुधारोंकी कोई योजना तभी मान्य होगी 


4, शा [ातादा 259, 9 22 
०, ध५्‌ 


थुग-पुरुष 


जब भारतको 'होमरूल' और “आर्थिकः अधिकार देना 
स्वीकार किया जायगा' साटेग्यने 'होमरूछः के ध्येयको तो 
स्वीकार कर लिया, किन्तु आर्थिक अधिकार देने की तेयार 

नहीं हुए। काग्रेसका गर्म दछ इससे असन्‍्तुष्ट हो उठा, लेकिन 
नर्म-दल मसाटेग्यूकी सुधार योजनाकों ठीक सममभते हुये १६१७ 
की कलकत्ता कांग्रेससे अलग हो गया। फलतः १६१७ मे कांग्रंस 
पर, गर्म-दल या वामपक्षका जिससे 6 वर्ष पहिले वे निकाल दिये 
गये थे, नमंदलसे बिना किसी संघर्पषके पूरा अधिकार हो गया । 
इस प्रकार - १९१७ का साल काग्रेसमे बासपक्ष की विजयके साथ 
खतम हुआ | 


इसी बीच माटेग्यूने सी अपनी रिपोर्ट पूरी की ओर 
चेम्सफोर्ड तथा अपने दस्तखतोके साथ उसे छेकर इगलेड चला 
गया। जुछाई १९१८ मे यह माटेग्य-चेम्सफो्ड-रिपोर्ट पार्लियामेट 
में पेश को गई। रिपोर्ट मे निम्न सुधारोकों दिये जानेकी 
सिफारिश की गई थी-- 

(१ ) स्थानीय सभाओं (0०४ 90०८४ ) पर जनताका 
अधिकार रहे, (२) प्रान्तीय सभाओमे जिम्मेदारी बरती 
जाय, (३) केन्द्रीय सरकारपर असर डालनेके छिये साधन 
वढाये जाय, (४) भारतीय सरकारपरसे पालियामेट ओर 
भारत-सन्रीका अधिकार हल्का कर दिया जाय आदि | 

इस रिपोटके प्रकाशित होते ही काँग्रेसके तत्कालीन नेताओं-- 
चेसेन्ट ओर तिलकने उसका विरोध किया । तिलकने मुल्क को 
काग्रेस ओर छीगकी बनाई स्वराज” योजनापर टिके रहनेका 
. निर्देश व्या । इसपर विचार करनेके लिए वम्बईमे तुरन्त 
कांग्रेसका विशेष अधिवेशन घुलानेका निश्चय भी कर लिया गया | 

हद 


महात्मा गाधी 


किन्तु दूसरी तरफ नरमे-दल वाले माटेग्यू-चेन्सफोड रिपोट 
द्वारा घोषित सुधार के ग्रस्तावोंके इढ-गिर्द एकत्रित होने छगे। 
अत उन छोगोंने वम्बईमे घुछाये गये काग्रसके विशेष अधिवेशनमे 
भाग न लिया, वरन्‌ वम्बईसे काग्रसके विरुद्ध अपनी अछूगसे 
एक कान्फ्रेन्स बुलाई आर इंडियन लिवरलछ फेडरेशनः नामसे 
एक नया सगठन कायम कर दिया। (० 

फलतः २६१८ मे काग्रेसका राजनंतिक ऐक्य पुनः खतम हो 
चढा | नसंदछ, जो महायुद्धके पूब काग्रेसमे एक शक्तिशाली 
दल था, युद्ध-कालमे कमजोर पड चुका था। इसलिये युद्धके 
अनन्तर जब उन्होंने अलगसे अपनी 'लिवरल फेडरेशन? नामसे 
एक नयी सस्था कायमकी तो नर्मंटल अल्पसतमे हो गया। 

काग्रेसकी जब ऐसी स्थिति थी ओर मत-भेदोमे पडकर 
भारतीय राजनंतिक बल एक दूसरेसे विल्ग होते जा रहे थे 
महात्मा गावीने भारतके राजनतिक मचमे प्रवेश किया। उनके 
प्रवेशने काग्नेसमे एक नई स्फूर्ति, नया जीवन आर नई चेतना पेट 

कर दी। संक्तेपमे गावीजीके कुशल आर नूतन नेतृत्वने काग्रस- 

में एक क्रातिकारी परिवतेन छा व्या--ओर राष्टकी विखरती 
हुई शक्तियां तथा टूटतव हुए दल उनके शुभ प्रयत्नसे पुनः देशकी 
एक मात्र महासभा? काग्रसमे आकर मिल गये। परिणामतः 
गाधीके नेठत्वकी पाकर काग्रेस भारतकी पूणतया एकमात्र 
राष्ट्रीय आंर राजनतिक सस्था वन गई। अतः यह कहना हना उचित 
आर मान्य होगा ऊफ्ि काग्रेसके इस परिवतन, परिवद्धेन ओर 
क्रातिकारी विकासका इतिवृत्तिही महात्मा गाधीके जीवनका इति- 
हास ह, जिसको आगे आने वाले अध्याय ओर स्पष्ट कर सकेंगे । 


वक््न्् 





६७ 


महात्मा गांधी का प्रारम्मिक जीवन 


अध्याय ३ 
जन्म-- 


महात्मा गाधीका प्रा नाम मोहनदास कर्मचन्द गांधी हे। 
उनका जन्म आश्विन वदी १९ सवत्‌ १९२५ अर्थात्‌ २ अक्तूबर 
१८६६ ईसबीको पोरबन्दर अथवा खुदामापुरीमे हुआ था। 
उनके पिताका नाम कबा गांधी था। कव्रा गांधीकी चार 
पत्नियाँ थीं। अन्तिम पत्नी पुतली बाईसे उनके एक कन्या ओर 
तीन पुत्र हुये--जिनमें सबसे छोटे हमारे महात्मा गाधी थे । 


पित-मात[+--- ॥ दर 


गाधी परिवार यद्यपि मूलतः काठियावाड़के पुरातन पंसारी 
या बनिया जातमें से है, किन्तु पुश्तोसे यह गाधी परिवार राज- 
नेतिक कार्यही करता रहा। महात्मा गाधीके दादा ओर पिता 
वर्षों तक पोरवन्दरके यहाँ दीवानपद पर रहे। उनके पिता 
लगभग २४ वर्षों तक़ पोरवन्दरके राणाके दीवान थे। पोर- 
वन्द्रके अलावा राजकोट ओर काठियाबाड़की अन्य रियासतरेमे 
भी कवागावी या कर्मचन्द्र गाधीने दीवानगिरी की थी। कत्रा- 
गाधी अपनी न्याय-प्रियताके लिये बड़े प्रसिद्ध थे। दीवान होने 
पर भी उनमे बड़प्पनका उन्माद न था । राज्यके वे बड़े वफादार 
श्रे। एक बार पोलिटिकल एजेन्टके द्वारा राजकोटके महाराजका 


६८ 


$ अ#+₹*+२६ 
7 है पं महक 
& हे अ 3 क औ 2 
हे 
रु 


>> 


है 


रे 
रे 


$] 
ृ 
भर 
9, ५ 
>) २ 
त्र्रर 


४4 


डे 
हे 


कै 


8... ##+ 4 





[ सन १८७७ ] 


[ प्रष्ठ ६९ ] 


अहात्मा गाधी 


अपमान किये जानेपर वे रोपसे तिलमिला उठे थे। स्वामीके 
अपमानको न सह सकतनेसे उन्होंने खुलकर पोलिटिकल एजेन्ट 
का विरोध तक किया जिसके लिये उन्हें कुछ घटे हवालछातमे भी 
रहना पड़ा था। एज़ेन्ट उनसे उन्तकी धरूष्टताके लिये साफी 
मेंगवाना चाहता था। किन्तु कवागाधी सर ऊ्रुकानेवालोंमे न 
थे। आखिर छाचार होकर ब्रिटिश एजेन्टको ही भ्रुकना पड़ा 
ओर कवागाधी हवाछातसे मुक्तकर दिये गये। * अन्याय ओर 
असत्यके सामने सर न भ्कुकानेकी यह पअवृत्ति उनके सबसे कनिप्ट 
पुत्न-मोहनदास कर्चन्द्र गाधीमे खूध खिली । 

महात्मा गावीकी साता बहुतही सती ओर साध्वी स्त्री थीं। 
वे पक्की हिन्दू नारी ओर धर्म कमसे रत रहने बाली थीं। 
वे बहुधा कठिन ब्रत ओर उपवास किया करती शथीं। धार्मिक 
होनेके साथ वे पूर्णतया व्यवहार छुशछ भी थीं। राज दरवार 
की सभी बातें वे जानती थीं। वे अपने पत्नी ओर माठ्पदके 
कत्तेन्योंको बहुत निछ्ठाके साथ किया करती थीं। वे हमेशा इस 
ओर प्रयत्नशील रहतीं कि उनके लड़के लडकी सत्‌चरित्र ओर 
नेक हों। निशसन्देह साताको यह कामना पूरी होकर रही। 
उनके कनिए्ठ पुत्र मोहनदास कर्ंचन्द गावीके दिलपर उनकी 
साधुता, स्वच्छुता ऑर वार्मिकताकी एसी छाप पडी, जिससे 
कालान्तरम उनके इस कनिष्ठ छडकेको मिहान्माःके पढकों 
पहुचा दिया। 


शिक्षा--- 


मोहनदास गाधीका वचपन पोरवन्दरमे ही चीता। शिक्षा के 


१ आत्मकथा, अनु हरिभाऊ उपाध्याय, भाग २, अध्याय १. परछठ ४ | 
६€ 


हे 








युग-पुरुष 


लिये पहिले उन्हें पोरवन्दरके एक पाठ्शालामे भर्ती किया गया | 
किन्तु कुछही समय वाद पिताके राजकोट चले आने पर वे भी 
राजकोट चले आये ओर वहॉकी एक पाठशालामे भर्तीकर 
दिये गये | मोहनदास गांधी तब ७ वर्षके थे। कुछ वर्ष पाठशालामे 
रहनेके उपरान्त उन्हें १९ वर्षकी अवस्थामे हाईस्कूलमे रख 
दिया गया। किन्तु उनका स्कूलका जीवन विशेष प्रतिभाशाली 
न रहा ! वे उस समय इतने अपू थे कि स्कूलके दूसरे लड़कोंसे 
सकोचवश मिलना तक पसन्द न करते थे | लेकिन उनके घचरित्रमे 
जो सत््यानुराग आज सबको विसोहिंत ओर स्तम्मित किये हुए 
है, तवसी मोजूद था | दूसरे छड़कोकी नकछ करके अपनी गलती 
सुधारना या दूसरेके कन्धेको पकड़कर ऊपर उठना वे कभी 
पसन्द न कर सके | के 
वालक सोहनदासके सत्यानुरागको वढानेमे हरिइचन्द्र नाटक 
ने बहुत काम किया | इस नाटकको देखनेपर बाछूक मोहनदास 
इतने प्रभावित हुए कि उन्हें रातदिन हरिश्चन्द्रके ही सपने आने 
छगे। वे सोचा करते “हरिठ्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्या 
हों 0?? उनकी सत्यपर अब दृढनिष्ठा ओर भक्ति हो चली ओर 
यह धारणा पक्‍की हो गई कि 'हरिह्चन्द्रके जेसी विपत्तियाँ 
भोगना ओर सत्यका पालन करना ही सच्चा सत्य है |? वव से 
मोहनडास अपने आचरणका वहुत विचार रखने लगे | यदि 
उनके आचरणमे, सदाचारमे कभी कोई न्रुटि रह जाती या कोई 
भूल हो पड़ती तो वे रो तक पड़ते थे ! 


विद्वह और इंगलड यु्ञा--- 
मोहनदासने मुश्किलसे १२ बे पार किये थे ओर अभी हाई- 


| 
७ 





[ पृष्ठ ७० ] 


। 


> 
च्छ 
घ 


[ सन्‌ ? ८८ 


सहात्मा गाधो 


स्कूलमे ही पढ रहे थे कि साता-पिताने उनका विवाह भी कर 
व्या | विवाह होनेके वाद सन्‌ १८८७ मे उन्होंने सेट्रिक भी पास 
कर लिया। मैट्रिक पास करलेने पर मोहनदासको वेरिस्टरी पढने 
के खातिर इगछेड भेजलेकी तजवीज हुई । उनके इगलेड प्रवास 
में माताने अड॒यगा विया। कित्तु आखिर जन साधु चेचरजी 
स्वामीकी सलाहसे वालक मोहनदाससे तीन वात्तों--मास, मव्रि 
आर सत्री-सगसे दर रहनेकी प्रतिज्ञा लेकर माँ ने उन्हें विछायत 
जानेकी इजाजत दे दी।| मोहनदासने माँ को दिये इन तीन वचनो 
का, लन्दनके भोग ओर विजत्ञासके उन्मत्त वातावरणमे रहते 
हुए भी पूरी निष्ठाके साथ पान किया | लन्दन युनीवर्सिटीकी 
मेटिक परीक्षा पास करलेने पर मोहनदासने 'इनर टेम्पल” में 
कानलकी पढाई शुरूफी, ओर १० जून १८९९ में वहाँ की पढाई 
सफलतापूर्वक समाप्तकर वरिष्टर हो गये । ११ तारीखको उन्होंने 
इगलेडके हाईकोटेमे ढाई-शिलिग देकर अपना नामभी रजिस्टर 
करा लिया, लेकिन वहाँ ठहरे नहीं ओर १५ तारीखको ही 
हिन्दुस्तानके लिये रवाना होगये ! 

लन्दनसे कानूनका अध्ययन करनेसे सोहनठदासकों कोई 
आन्तरिक सतोष न मिल सका। लेकिन वहाँ रहते समय उन्होने 
अपने तथा विदेशियाके धर्म अ्रन्थोंका जो अध्ययनकर पाया 
उसने उनके जीवनके प्रवाहकी दिद्याही निश्चित कर डाली । 

इगलेडम थियोसोफिस्ट मित्रोकी प्रेरणासे ही गाधीजीने 
प्रथमवार गीता? को पढा | इससे पूर्व गाधीजीके द्लिमे पादरी 
छोगोंके प्रचारसे यह विचार घर किये हुए था कि हिन्द बर्म 
केवल अन्धविज्वासोंका एक गढ हे, लेकिन गीताके अनुग्यीलन 


७१ 


युग-पुरुष 


ले उनकी इस धारणाकों मानो टूक-टूक कर डाछा। गीता के 
उद्बोधन से गाधी अपने धर्सके अ्रति जागरूक हो उठे । इसी 
समय उन्हें ऐडविन ऐरनाड द्वारा अनूदित बुद्धचरित और 'न्य 
टेस्टामेन्ट” को भी पढनेका अवसर मिला | इन तीनोंका गांधी- 
जी पर बड़ा गहरा असर पड़ा। गीता, चुद्ध ७।र ईसाके वचनॉने 
उन्हे निष्काम कम ओर त्यागकी भावनाओंसे जद्डुदू कर डाला | 
गांधीकों प्रतीत हो गया और उनके दिलमे यह बात बिलकुंछ 
समा गई कि त्याग मे ही धर्म हे? । यही कारण है_कि उनके 
आगेके जीवनमे हमे सर्वत्र यही त्याग और कस की निर्मल ओर 
रट धारा अविरल ओर अबाध गतिसे बहती हुई दिखलाई 
तीहे। 





अफीकामें 


अध्याय ४ 
भारत आपएगमन--- 


विछायतसे १८९१ की जुलाईमे मोइनदास गाधी वम्बई 
पहुचे ! भारत पहुचते ही उन्हे अपनी माताके निधनका ठुःखद्‌ 
समाचार मिला ! इस कुसमाचारसे उनके कोमल छदयको बहुत 
व्याघात सा लगा ! हि 


इस दुःखके शान्त होने पर गाधीजी ने जीवनके क्षेत्रमे प्रवेश 
करनेके लिए बम्बई ओर काठियाबाडके हाईको्टमि वकालछुतका 
काम करना तय ऊिया ! किन्तु इस पेशेसे वे कोई विशेष आमदनी 
नहीं कर सके । भ्रूठका वे सहारा नहीं लेना चाहते थे ओर 
बिना भ्ूठके वकालत जोरोंसे चल नहीं सकती थी ! फलत३ 
व्यावहारिक रुपसे कुछ समय तक वे अपनी वकालतके धन्वेमें 
सफल न हो सके ! 

इसी बीच भाग्यवशात्‌ गाधीजीको दक्षिण अफ्रीका जानेका 
निमत्रण मिला । काम था, दक्षिण अफ्रीकामे व्यापार करनेवाले 
एक काठियावाडी मुसलमान व्यापारीके मुकदमे की पेरवी 
करना ! गाधीजीने इस निमंत्रणकों सहसा स्वीकार- किया, 
क्योंकि उस समय उनकी स्व-एच्छा भी नई दुनिया देखने ओर 
नये अनुभव करनेफी हो रही थी ! माताजीके स्वगेवास होनेसे 


छ्रे 


युग-पुरुष 


भी उनका सन डउचटा हुआ था और इसडछिये वे जेसे-तेसे 
हिन्दुस्तानको छोड़ना चाह ही रहे थे। फलतः मुकदमेका काम 
लेकर १८९३ में गांधी पहली बार अफ्रीका पहुचे । 


नयी अनुभव--- 


अफ्रीका जाते समय गाधीजीकी इच्छा मुकदमेके समयसे 
अधिक वहाँ रहनेकी न थी। किन्तु अफ्रीका पहुचने पर भारती- 
योकी वहा जो दु्देशा उन्हें देखनेकी मिली, उसने उन्हे अनिश्चित 
काल तक वहाँ रहने ओर उन कठिनाइयोमे हिस्सा वेंटानेके लिए 
वाध्य कर दिया ! नेटालसे उन्होने अनुभव किया कि वहाॉके गोरे 
उन्हें एक अछूतके जसा समभते है! गोरोके ग्रत्येक वर्ताव उन्हे 
विस्मथकारी मालूम दिये ! डरवनकी अदालतमे प्रवेश करने पर 
वहाँके मजिस्ट्रेटने जब ध्ष्टता पूर्वक गाधीजीको पगडी उतारनेको 
कहा, तो वे अभिमानसे कॉप उठे ओर,अदालत छोड़कर वाहर 
निकल आये ! उन्हें आठ्चये हो रहा था कि भारतीयों ओर भार- 
तीय आचार-विचारोंके गोरे क्यो इतने विरोधी है! अतः मजि- 
स्ट्रेटके अनेतिक व्यवहारका उन्होंने अखवारोंमि भी विरोध किया ! 
इस प्रकार गोरोके विरोधमे खड़े होनेवाले गांवी पहले 
भारतीय थे। उनके इस साहस ने तीन ही चार दिनमे दक्षिण 
अफ्रीकामे उनकी ख्याति फेला दी | इसी समय एक ओर ऐसी 
घटना हो पडी जिसने गाधीजीके आन्तरिक विप्लवकी उभाडकर 
आध्यात्मिक विरोधका मार्ग इंगित किया! गाधी डरवनसे 
श्रिटोरिया जा रहे थे। रेलका सफर था ओर वे पहले दर्जमे 
बठे हुए थे । लेकिन मेरित्सवर्ग पहुचने पर रेलवे कर्मचारियों 


ह2८॥ 


महात्मा याधी 


ने उन्हें पहले इजसे निकल जानेको कहा क्योंकि वे भारतके 
निवासी आर काले थ | पर मर आर बविद्वेयहीन गार्धी समझ 
ने सक कि पहले दजे का टिकट होते हुए किस तरह उनके बंठने 


ध् 
जे 


पर आशक्षेप किया जा रहा हू ? उन्हें इसमे सरासर अनीति 
भालू दी। अतः उन्होंने उस अनीतिक सामने ऋकना अस्वी- 
५.५ कर उतरनेसे इनकार कर व्चि, किन्तु रेलवेक अफसरने 


सिपाल्यिंकी मददसे उन्हें बाहर नकालकर ही चेन लिया | 


उस तरह टासवाल पहुंचन पर जब थाधवीजाने घोझ गाईी 

को यात्रा शुरु की ता वहाँ भी उन्हे हिन्दुस्तानी हनिके कारण 
अपमान सहना पडा। उन्हें कुछी समभकर गाडीमे पहले तो 
हॉकनेवालेके पास जगह दी गई, और वादमें जब गाझ पार्डी 

क्रोप पहुची तो उक गारे अविकारीने गधाजोकों उस जगहसे 
भा हटकर अपने परेके गैस बठनेको कहा । अपमानको यह हद 
4। गार्धी इस भार अपसानको ने सह सके और उन्होंने अपनी 
जगद छोडनेसे कतई उैसकार कर दिया । भिमानी गोरा क्किसि 
भारतायकी अवनाको उस सह सकता था। अत, उसने छात्रों 


युग-पुरुष 


उठाने पड़ते है। तो क्‍या इसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता ? 
यह विचार आते ही गाधीने निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी 
कष्ट और दुःख सहने पडें, वे अवश्य इन अन्यायों और अनी- 
तियोंका विरोध करेगे। 


प्रिडेरियामे-- 


प्रिटोरियामे पहुचने पर गांधीजीको ओर नये अनुभव हुए ।' 
सरलछ-गाधी उस समय गोरी जातियोके रंग-छेषसे बिल्कुल अप- 
रिचित थे। इसलिये अफ्रीकामें रंग-हेषके अपमान-जनक अनु- 
भवोने प्ररस्भमे उन्हें इतना परेशान किया कि यदि भारतीयोंके 
साथ उनका सम्बन्ध न हो गया होता ओर काल्े-बर्ण वालोंके 
प्रति होने वाले इन अन्यायोंका विरोध करनेकी उनमे भावना 
जागृत स हुई होती तो वे फौरन ही अफ्रीकासे उल्दे पांच घर 
लोट आते | 


परन्तु जिन भावनाओंने उन्हें छोटनेसे रोका, उन्होंने उनमे 
आत्म-संयम ओर बिनम्रता भी पेदा कर दी । गोरोंके होटछोमे 
स्थान न मिलनेसे अब उन्हें कोई खेद न था । उनका आत्म-संयम 
इतना वढ गया था कि गोरे सतरी हारा फुटपाथ पर पीटे ओर 
लातों से ठुकराये जानेपर भी उनमे प्रतिहिसाका भाव न पदा हुआ। 
यह घटना प्रेसीडेन्ट ऋगरके मकानके पास ही हुई थी । गाधीके 
एक यूरोपियन मित्रने उन्हे उस दुष्ट संतरीपर मुकदमा 'चलाने- 
की सल्यह भी दी थी, पर अहिंसाकी ग्रतिसूति गाधीने अतिहिसा? 
से काम लेना स्वीकार न किया । अपनी जातिपर होनेवाले इन 


७६ 


महात्सा गांधी 


अपमानोको सहना वे सीख चुके थे। वे समझ गये थे कि यह 
अनीति जाति मूलक है, इसलिये समष्टि रुपसे ही उसका 
विरोध किया जा सकता है। उन्हें अब हरदम यही चिन्ता 
सताने लगी कि गोरोंके रग-हेपसे भारतीय मान ओर प्रतिष्ठाकी 
केसे रक्षा की जाय, ओर कोनसा उपाय काममे छाया जाय, 
जिससे भारतीयॉंकी हीनावस्थाको वदला-जा सके | * 


चर्म अध्ययन--- 


प्रिटोरियामे रहते गाधीजीको विभिन्न धर्मोके अध्ययनका 
भी मोका समिला। उन्हें मालूम हो गया कि प्रत्येक धर्म कुछ-न- 
कुछ अच्छा जरुर हे। उनके इस अनुभवने उन्हें पत्येक धर्मके 
प्रति श्रद्धालु बना दिया । यही कारण है कि हिन्दूधमके परमभन्‍्त 
ओर अनुयायी होते हुए भी वे दूसरे धर्मोके प्रति समादर-भाव 
रखते हैं। राम ओर कृष्णकी तरह ईसा ओर मुहम्मद भी उनके 
लिये समान श्रद्धा ओर आदरके पात्र हैं. । 

उनकी इस सम-हप्टिने ही गाधीको विश्व-बन्धुत्वकी भी 
प्रेरणा दी हे । टॉलस्टायकी गोस्पल इन त्रीफः ओर (हाट ट॒ छू? 
पुस्तकोंके अध्ययन ने उनकी विश्व-वन्धुत्वकी भावनाको ओर 
भी अज्वलित किया। फलतः वे उत्तरोत्तर विश्व-भेमके पुजारी 
बनते चले गये। विद्वव-प्रेम ओर शआत्म-निरीक्षणके भावोंने 
उनके आगत जीवनका सागे भी निद्प्ट कर डाढा। आत्म- 
निरीक्षण द्वारा गाधीको यह मालूम हुआ कि सही आर सच्चा 
धर्म तथा ईश्वरकी पूजा या उपासना प्राणिमात्रकी सेवामे सन्नि- 


अिनननन " 


१ सात्मकथा, सा २, प, १४५-१४६ 
2] 


युग-पुरुष 


हित है। फलतः उन्होने जीव-मात्रकी सेवा को अपने जीवनका 

एकमात्र लक्ष ओर ध्येय निधोरित कर लिया । इस सेवा-धर्सके 
५ + 

द्वारा गाधी आत्म-द्शन करने एवं ईइवबरको प्राप्त करने का 

विश्वास सी रखते थे ।* 


शाएदीय सम्पर्क ओर मडलकी स्थापना--- 


सेवा-धर्मके बोधित्वको ग्राप्त कर गाधीजीको अब कुछ 
सोचने-विचारनेकी न रह गया ! उनका जीवन पीड़तों 
के उद्घारके लियेहे यह वे तयकर ही चुके थे ” वे यह भी 
कठु अनुभव कर चुके थे कि गोरे-बर्णोेके लोग अपने 
रग-द्वेप ओर हुकूमतके मोहमे फंसकर अफ्रीकामे रहने वाले 
भारतीयोके साथ किस अकार जघन्यता और अनीतिका व्यवहार 
कर रहे है। भारतके अछावा एशियाकी अन्य काली जातियोंके 
प्रति भी गाधीजीने यूरोपियनोंको इसी प्रकार दुव्यवहार करते 
पाया ! वे इस अनीतिसे उत्तेजित हो उठे और उसका मुकाबला 
करनेकी सोचने छगे ! किन्तु गांधीजी एक प्राकृत द्रष्टा ओर 
वास्तविकताकी समझकर चलनेवाले सुधारक है !' अतः उन्होंने 
निहइचय किया कि यदि सानवता परसे गोरे अभिशापको दूर 
करना है तो उन्हे पहिले यह कार्य भारतवासियोंसे प्रारम्भ 
करना चाहिये, क्योकि भारतीय होनेके नाते भारतकी सेवा उन्हे 
सहज प्राप्त थी ओर उसमे उनकी रुचि भी थी ! ? 








२ जात्म कथा, भा २ पृष्ठ १७५ 


२--चह्मे भा २ प्रृष्ठ १७५ 
9८ 


महात्मा गाधी 


' महापुरुष जो कहते ह उसे करके भी दिखलाते हैं । गाधीजी 
उन्हीं महापुरुषोंमे हैं। अत जबसे उन्होने मारतवासियोंकी 
सेवा करनेका निठचय किया, वे तन-मन-वनसे उस ओर प्रवृत्त 
हो गये | उन्होंने श्रिटोरियामे भारतीयोंसे गाढा सम्बन्ध स्थापित 
किया और उनके सहयोगसे एक भारतीय मडल स्थापित करने 
की याजया बनाई । इस मडलमे बिना किसी भेद-भावके हिन्दू, 
मुसलमान, पारसी ओर ईसाई सभी वर्सों ओर वर्णंके भार- 
तीय आमिल हो सकते थे ! मडलको स्थापित करानेमे गाधीजी 
का ध्येय यह था कि सब भारतीय एक सूत्रमे वेंव जाय ओर 
सयुक्त रुपसे अविकारियोंसे मिलकर, या प्रार्थना-पत्र आदि 
भेजकर अपने कप्टों आर दुःखोंका इलाज किया करे ! फलतः 
गावीजीके प्रेरणासे सडरू स्थापित हो गया ओर बहुत कुछ 
नियमित रुपसे उसका काये सी होने छगा | सडलके स्थापित 
होनेसे दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकों परस्पर मिलने ओर 
विचार विनिमय करनेका एक साथन भी प्राप्त हो गया । अपने 
ध्येयके अलुसार सडलछने अधिकारियाके पास प्राथना पत्र ले 


4.0 


जाकर अपने कप्टोंकी फरियाद करना भी शुरू कर दिया । गाधी 
इस मार्गके अगुवा ओर पथप्रदर्णक हुए | उन्होंने सरकारी अफ- 
सरोंसे मिलकर गोर काननॉकी अनीति ओर ज्यादतियोंको उनके 
सामने रखा | इस दिशाम गांवीजीका पहिलछा कार्य भारतीयों 
को रेल्न्यात्रामे सुविधा दिलाना था। उन्होंने रलवे अधविकारियो 
से लिखा-पढी की आर उन्हे दिखाया कि उन्हींके कायदोंके अनु- 
सार हिन्दुस्तानियाफी यात्राम रोक टोक नहीं हो सकती । इस 
लिखा-पटीऊफे परिणाससे आस्िर गोर अधिकारियोंने यह मंजूर 


७५ 


,'अुग-पुरुष 


किया कि साफ-सुथरे ओर अच्छे कपड़े पहनने वाले भारतवा- 
सियोंकोी ऊपर दर्जेके टिकठ दिये जायेंगे | 


इस प्रकार गाधीजीके हृदयमें अत्याचारों ओर अनीतियो 
का विरोध करने वाली जिन ग्रवृत्तियोंका प्रथमतः३ प्रिटोरियासे 
उदय हुआ, वे आगे भी उत्तरोत्तर विकास करती चली गई 
प्रिटोरियामे गाधीजीकों भारतवासियोंकी आर्थिक, सामाजिक 
आर राजनतिक स्थितिका प्रथमतः गहरा अध्ययन करनेका अव- 
सर भी मिला जो आगे चलकर उनके वहुतही कामका साबित 
हुआ | 


५ पैयाएी तर 
डरवन लोटना ओर वापिस आएेकी तेयारी--- 


प्रिदोरियामे अपना काये पूरा करके १८6३ के अन्तमे 
गाधीजी घर लोटनेके इरादेसे डरवन चले आये। किन्तु ईश्वर 
ने कुछ ओर ही सोचा था । डरबन आने पर उन्हें, मालूम हुआ 
कि वहॉँक़ी सरकार जल्दा हो इन्डियन-फ्रेचाइजः नामका एक 
ब्रिज पास करने जा रही हू, जिसके अनुसार नेटाछकी घारा- 
सभाके सदस्योको चुननेका जो अधिकार हिन्दुस्तानियोंका था 
छीन छिया जायगा। गाधीजीको यह सममत देर न लगी कि 
यह विल भारतीयाफऊ़े स्वाभिमान ओर अस्तित्वको मेट देनेके 
लिये ही बनाया जा रहा है । उनका इस अनीतिको देख- 
कर बिट्रोहसे तड़प उठा ओर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे 
भारतीयॉोंको सगठित कर इस अनीति पूर विलका पूरी शक्तिके 
साथ विरोध करेगे ! अत इस बिद्रोहका नेठत्व करनेके इरादेसे 
गांधीजीने कुछ समयके लिये अपना घर छोटना स्थगित कर 


€5 


महात्मा गाधी 


दिया । अतः आत्म-सम्मानकी रक्षा ओर न्यायके लिए सक्रिय 
संघर्ष करनेका यहोंप्ते गाधीजीके जीवनमे सूत्रपात होता है, ओर 
उनका यह सघर्ष आज तक जारी है ओर तब तक जारी ही 
रहेगा जब तक संसारसे अनीति ओर अत्याचार चाहे राज- 
नेतिक, धार्मिक या सामाजिक, दूर नहीं हो जाते। इन अनी- 
तियोंको वे पप और असत्य तथा अमानवीय मानते है, ओर 
उनकी जगह सत्य, अहिंसा ओर प्रेमको स्थापित हुआ देखना 
चाहते हैं। उनके जीवनका ध्येय ही यह है ओर इसलिए अपने 
ध्येय तक पहुचे बिना गाधीको विश्राम कहाँ ?* 


नेटाल इंडियन काग्रेस-- 


गाधीजीने अपने इरादेके अनुसार भारतीयोंको संगठित 
कर मत।विकार पिलके विरुद्ध सयुक्त आवाज उठाई ओर अफ्री- 
क्‌न सरकारके पास्‌ उसके विरोधमे अर्जियाँ मिजवाई” । राज- 
नेतिक कार्यमि पडनेक्रा उनके जीवनसे यह प्रथम अवसर था। 
निष्किय तथा निम्चेष्ठ अक्रीकाफे भारतीयोंके जीवनमे भी इस 
प्रकारकी हलूचलका यह समारम्भ था। इस हलूचलने वहां के 
भारतीयोंके जीवनमे विफास आर क्रियाओीलताके नये अकछुर पंदा 
कर दिये। अफक्रीकाके भारतीयोंके जीवनमे एक नये प्रभातका 
सानो उदय हो चला था, ओर गांवी उस प्रभातकी अरुणिसाके 
चालढूरचि थे। जाग्रृतिके इस नूतन प्रभातकोी देखकर गोरे ओर 


आज जन हम इन पतियों का प्रेस के लिए प्रूफ देख रहे एैं, 
गाधी जी ईिन्दू-सिस भौर सुस्लिम एकता के लिए. १३ ता० जनवरी 
१९४८ से अनशन कर रहे ह। 


द्‌ ८१ 


युग-पुरुष 


उनकी सरकार भी स्तम्मित हो उठी। वे मानों जाग्रतिके उज़ालेसे 
चौधिया उठे थे। साम्राज्यवादके उलूकका नव जाग्रतिके प्रकाश 
से चोधियाना ओर चिढना अस्वाभाविक न था। वे सतके हो 
इस 'नवचेतना ओर नवज्योतिको निरखने छगे । वे सोचमे थे कि 
यह गाधी क्‍या करनेवाला है ? 
दूसरी ओर गांधीजी भारतीयोंके आगे-आगे चेतनाकी 
मशाल लेकर बढ़े जारहे थे । उन्होंने मताधिकार विछके विरोधमे 
वहुत वडी संख्यामे भारतीयोंके हस्ताक्षर लेकर अफ्रीकाकी 
सरकारके पास जोरदार अर्जियाँ ओर विरोध पत्र सिजवाये | 
अखबारोमे भी गाधीजीने विलके विरोधमे विरोधकी आवाजे 
गूजाई ! लेकिन इतना सब करने पर भी अफ्रीकाकी सरकारने 
भारतीय जनमतकी उपेक्षा करके विज्षको पास कर ही डाला ! 
पर तव भी इस विरोधका नेतिक असर तो अवश्य हुआ । 
विरोधके साहसने भारतीयोकोी अपने अधिकारोंके प्रति सजग 
ओर सचेष्ट वना दिया तथा राष्ट्रके अधिकारों ओर सम्मानके 
लिए सम्सिलित होकर उन्हे खड़ा होना सिखला दिया ! 
विल पास होगया तो क्‍या, विरोधको तो बह जात न कर 
सका था। विलके पास हो जानेसे गाधीको ज्ञोभ था, किन्तु 
निराश नहीं ! वे जानते थे कि अन्याय सलेही कुछ समयके लिये 
कानून ओर तलवारका' सहारा ऊेकर टिका रहे, लेकिन अन्तत- 
सत्यके विरोधम उसे पदच्युत होनाही पड़ेगा। अतः विलके 
पास होनेके वाठ सी गावीजीने अपने सघर्पेको उसी उत्साह ओर 
साहसके साथ जारी रखा जिस उत्साह ओर साहसके साथ 
उसका प्रारम्भ किया था। उन्होंने अब भारतीयोको बहुत बड़ी 


८२ 


महात्मा गांधी 


संख्या मे हस्ताक्षर लेकर एक ओर अर्जी नेटालके भारतीय 
उपनिवेशोंके मतन्नी लाड रिपनके पास भिजवानेकी सलाह दी 
तदनुसार बड़े कठिन परिश्रमसे १०,००० हस्ताक्षर लेकर एक 
अर्जी रिपनको भी सिजवाई गई ! इस अर्जीकी प्रतिक्तिपियाँ 
पत्र-पत्रिकाओं ओर भारतके जन-नेताओके पाससी भेजी गई ' 
इस प्रकार गाधीजीके सुयोग्य आर कुशल नेतृत्वके फलसे ससार 
भी दक्षिण अफ्रीकासे रहनेवाले भारतीयोंके दुःख दर्दोंसि परि- 
चित होने छगा ओर मातू-देश भारतको भी अपने श्रवासी 
वन्धुओंकी कष्ट-गाथाये सुननेको मिलने छूगीं! परिणाम यह 
हुआ कि साठ्-देशके ओर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय जो अब 
तक एक दसरेसे वेखबर हो रहे थे, एकस्नेह सूत्रमे चेंव गये ! 
इस प्रकार गाधीजीने सारे जगत आर माठ-देशकी निगाहें 
दक्षिण अफ्रीकामे भारतीयों पर होने वाली अनीतियोंकी तरफ 
खींच ली ! 
गावीजीने नेटाऊके भारतीयों की तरफसे जो अजी रिपनको 
मिजवाई थी, चारों तरफसे उसका खूब समथन हुआ ! भारतऊ 
सभी पत्रों आर विलायतके प्रभावशाल्वी पत्र जेसे टाइम्स 
ऑफ इडिया? तथा 'छन्दन टाइम्स” ने भारतीयोके पक्ष का 
खूब समर्थन किया! फलछत उत्त विल अगरेजी पार्लियामेण्ट 
में पास होनेसे रुक गया, लेकिन चालवाज त्रिटिशणआहीन उसकी 
जगह एक ऐसा विलछ पास कर दिया जिसके जरिये अफ्रीकाके 
गोरे साम्राज्य वावियोंका वह मतलूव सिद्ध हो गया जो वे मता- 
धिकार विलके छ्ारा हासिल करना चाहते थे! परिणामतः 


नेटालफे भारतीय अपने अविकारोंसे आखिरकार वश्नित कर ही 
वियि गये ! 


युग-पुरुष 


किन्तु अधिकारोका “योद्धाः और “अन्यायका प्रतिरोधकः 
गांधी हार माननेको तेयार न था! उन्होने अब चहॉके भार- 
तीयोंको अपने हको ओर अधिकारोके लिये लड़नेके वास्ते एक 
सजबूत सड्अठडन और सार्वजनिक सस्था कायम करनेकी राय 
दी ! वहॉके भारतीयोंने इस सछाहका बड़े उत्साह ओर सम्मान 
के साथ स्वागत किया ओर गाधीजीके नेतृत्वमे मई १८९४ 
को 'नेटाल इंडियन काग्रेसः नामसे एक लोक-ग्रिय सस्था स्थापित 
कर डाली ! 

इस कांग्रेसके मुख्य ध्येय निम्न थेः--नेटालमे जन्मे ओर रहने- 
वाले भारतीयोंकी सेवा करना, उन्हें शिक्षित करनेके लिये 'इंडियन 
एजुकेशनल ऐसोसिएशन कायम करना? ओर भारतीयोंके अधि- 
कारोंके लिए आन्दोलन करते रहना ! साथही नेटालके भारतीयों 
की वास्तविक स्थितिको भारत तथा इंगछेडके सामने प्रकाहमें 
लाना भी काग्रेसके कार्य-क्रमका एक अमुख अंग था ! इस उद्देश्य 
को लेकर गांधीजीने स्वय भारतीयोंकी स्थिति पर प्रकाश डालने 
के लिए दक्षिण अफ्रिकामे रहनेवाले ग्रत्येक अग्नेजसे अपीलः 
ओर “भारतीय मताधिकार” नामसे दो पुस्तके लिखीं, जो 
नेटालके भारतीयोंके प्रति निःसन्देह वहुतसे उदार व्यक्तियों 
ओर दुलोंको आक्ृप्ट करनेमे सफल हुईं ! 


नेटल कांग्रेसका पंहिला काये--- 


नवजात नेटाल काग्रेसने सबसे पहिले गिरमिठिया विलके 
विरोधका कार्य हाथमे छिया! अफ्रीकाकी सरकार एक नया 
गिरमिटिया विल् पास कर भारतीय गिरमिटियों या मजदूरों 


८8 


महात्मा गाघी 


प्र सालाना ३७७ रु० का कर छगाना चाह रही थी। लेकिन 
गाधीके नेठत्वमे भारतीय नेटाल काग्रेसके विरोध करनसे उनकी 
यह मशा अधूरी ही रह गई। भारतीय सरकारकी मव्यस्थतासे 
अफ्रीकाकी सरकारको प्रस्तावित ३७४ रु० का सालाना कर 
घटा के ४५ रु० कर देना पडा ! किन्तु गाधीका न्यायी हृदय इस 
४० रु० के करको भी न सह सका। अन्याय छोटा हो या बड़ा, 
था तो वह अन्याय ही। अतः गाधी नित्य इसी सोचमे तल्लीन 
रहने छगे कि किस प्रकार इस ४५ रु० के अन्यायी करको भी दूर 
किया जाय ? 

अन्तमे गाधी इस निर्णय पर पहुचे कि इस अन्यायके 
विरुद्ध अहिंसक धर्म-थुद्ध क्रिया जाना चाहिये ! उनके इस 
निर्णेय का जाग्रत अफ्रीकाके भारतीयोंने पूर्ण रुपसे समर्थन 
ओर स्वागत किया !' फलतः जब अहिसक सग्माम भे 
शामिल होनेंके लिए गांधीजीने “'धर्म-घधोप” किया तो छगभग 
१०,००० अफ्रीकाके भारतीय उनके पीछे हो लिये ! इस अहिं- 
सक सेना पर सरकारते भी अपनी तरफसे खूब सस्तिया बरतीं, 
जुर्म ढाहे, वछ प्रयोग किया, किन्तु गाधीके सिपाही बढते रहे, 
बढते गये। परिणामतः गाधीके धर्मे-युद्धेके सामने आखिर 
अधर्मी गोरी अफ्रीकाकी सरकारको नत-मस्तक होकर उक्त अनी- 
तिपूर्ण कर उठाने के लिए मजबूर होजाना पड़ा था। अधरमम पर 
यह धर्मकी विजय थी, असत्य पर यह सत्यकी विजय थी, 
ओर अध्िसाकी वह टिसा पर विजय थी ! 

गाधीके शात ओर तेजस्वी नेतृत्वका ही यह सच अतिफल 
था। उनकी इस तेजरिवता ओर मन स्विताने अफ्रीकाके भारतीयों 
फो मुग्ध कर डाला। उन्हें सालूम हो गया कि गाधी ही एक 

प्‌ 


युग-पुरुष 


सात्र उनका नेता, उनका शुरु ओर त्राणकर्ता है ! वे गांधीसे चिम्नट 
गये। गांधी अब उन्हें छोड़कर कही न जा सकते थे | फलतः 
उन्हे भारत छोटनेके इरादेकों स्थगित कर अनिश्चित कालके 
लिए नेटालमें वसनेको राजी हो जाना पड़ा | 
गाधीजीने परिस्थितियोमे पड़कर यह नि३चय किया था। 
अगर उन्हे पहलेसे इसका पता होता तो वे ग्रारम्भमे ही सकुट्॒म्ब 
वहा आगये होते ! किन्तु उन्हें तव मुकदमेसे अधिक किसी बाद 
» का पताही न था, ओर उसे पूरा कर उन्हे भारत ही छोट आना 
था! पर अब वहीं बसनेका निः्चय कर लेने पर उन्होने अपने 
कुठुम्बकी भी भारतसे वहा ले आनेका निश्चय किया | इस 
बहाने थोड़े समयके लिए भारत आकर वे दक्षिण अफ्रीकाके 
प्रवासी भारतीयोंके श्रश्न ओर समस्याओंको भी भारतीय जनता 
तथा काग्रेसके सामने प्रकाशमे छा सकते थे। अतः इन दो उद्देश्यों 
को दृष्टिसे रखकर गाधीजी नेटालके भारतीयों की मंजूरी छूकर 
१८९६ को कलकत्ता जाने वाले पोगोला जहाजसे भारतके छिए 
रवाना हो गये ! 


८ 


कुछ समयके लिए भारत 


(२) 


गाधीजी अफ्रीकासे हिन्दुस्तान अपने कुट्ठम्वको ले जानेकी 
गरजसे ही न आये थे, किन्तु उनका यह भी अमिप्राय था कि 
यहाँ पहचकर अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयों ओर उनपर होनेवाले 
गोरोंके अत्याचारोंका भेट स्वदेशवासियों पर प्रकट करेंगे 
जिससे माठृ-देश अपने इन अ्वासमे पडे हुये दुः्खी भाइयोंके 
प्रति जागरुक हो जांय ओर उन्हे आवश्यकतानुसार मदढ पहुँ- 
चाने लगें। इसलिये गाधी अफ्रीकाके भारतीयोंके प्रउनको 
भारतकी जनताके सामने पेश करनेके लिये उतवाले हो रहे थे। 
उनका यह विउ्वास था कि अफ्रीकाके सारतीयोका प्रश्न भारतीय 
प्रश्न है, जिसे हल करनेसे भारतको ही सहयोग देना चाहिये। 
लेकिन चूँकि माठ्‌-देशफे सामने ऐसा प्रश्न पहले कभी न आया 
था, इसलिये गाधीने पहले यह उचित सममका कि भारतको 
प्रवासियोंके वारे परिचित करा दिया जाय, ताकि वे उनकी 
समस्याओके प्रति जागृत तो हो जॉय । उन्होंने खुद लिखा हे 
कि अफ्रीकाके प्रथझनकी चची करनेमे उनका विचार यह था कि 
उससे यहाँ के लोगोमे “अधिक दिलचस्पी पंढा हो सकेगी? |* 








१ श्ात्मस्था भा २ पृष्ठ १२३ 


पूछ 


युग-उुरूप 


अपने ध्येय और घुनके गांधी आरम्भसे ही महान्‌ और पूरों 
रहे हैं। अतः हिन्दुस्तानमे वे पहुंचे भी नहीं कि प्रवासी भार- 
तीयोंकी समस्याके प्रचारमें तत्परतासे संलग्न हो गये । कलकत्ते 
से वम्बई जाते समय रास्तेमे अयागसे ही उनका अचार कार्य 
शुरू हो गया | ग्रयागमे वे वहाँके 'पायोनियर पत्र”के सम्पादकसे 
मिले ओर उससे अफ्रीकाके प्रवासी भारतियोंके बारे पत्नमें 
चचो करनेका? आइवासन सॉँगा । गाधीजीको बड़ा सतोष हुआ, 
जब सपादकने खुशी-ख़ुशी यह कार्य करना स्वीकार क्रिया । 

इसके वाद राजकोट पहुचने पर गाधीजीने खुद भी अफ्रीकाके 
भारतीयोंकी समस्याओं ओर स्थिति पर प्रकाश डालनेके छिए एक 
छोटीसी पुस्तिका लिखी जो हरी पुस्तिका'के नामसे प्रसिद्ध है। 
इस पुस्तिकामे नेटालके हिन्दुस्तानियोंके ढुःखोंका सार्मिक ढगसे 
वर्णन किया गया था। इस पुस्तकका देशमें खूब प्रचार हुआ 
और अफ्रीकाके प्रश्न पर सभी अखवारोमे चर्चाएँ होने लगीं । 

अखबारी चर्चासे ही, लेकिन गांधीजी संतुष्ट न हुए । उन्होंने 
अब अफ्रीकाके प्रथम पर लोकमत तेयार करनेके लिए शहरोंमे 
सभाएँ करलेका निश्चय किया। अतः वे पहले वबई जाकर 
रानाडे ओर फिरोजशाह मेहत,से मिले, जो उस समय भारतके 
सर्वमान्य ओर प्रतिष्ठित नेता थे । फिरोजञआाहकी मद॒दसे गाधीजी 
वंबईमे सभा करनेमे सफलीकृत हुए ओर अफ्रीकाका प्रठन सार- 
तीयोंके दिल ठिलमे गड गया--गाधी यही चाहते थे। सच्ची 
लगन ओर सच्ची चेष्टा क्यों न सफल होती ? 

बंबईकी सफलताके वाद गांधीजी पूना गये। यहाँ भी वे 
गोखले, छोकमान्य तिलक ओर रामकुष्ण भंडारकर आदिसे 
अफ्रीकाका प्रश्न लेकर सिले। सोभाग्यसे यहाँ भी उनको 


पष्प्पः 


महात्मा गाधी है 


श्री भडारकर की अध्यक्षताम सभा बुलानेमे आशातीत 
सफलता मिली। ] 

पूनाके वाद गाधीजी मद्रास गये। मद्रासमे उन्हे बहुत अच्छा 
सहयोग प्राप्त हुआ। वहॉंकी सभासे मद्रास वालोंका हृदय 
अफ्रीकाके भारतीयोंके श्रति खूब आकर्षित हुआ। चहाँके दो 
प्रतिष्ठित अखबारों--'मद्रास स्टैंडडः ओर “हिन्दू'ने अफ्रीकाके 
प्रश्नको बडे उत्साह ओर सरगर्मसे अपनाया | 

भद्राससे फिर गाधीजी सभा करनेके अभिप्रायसे बंगाल 
पहुचे । किन्तु वहों के बगाली नेताओं आर अखबारोसे गाधीजी 
को बोई विशेष सहयोग न ग्राप्तहों सका। लेकिन इससे वे 
निराश न हुए। काम करनेवाछा आदमियोंके वजाय 'कर्मको 
प्रवानता देता है । वहाँ के हिन्दुस्तानियोंसे कोई सहायता प्राप्त 
न होने पर भी वे हिम्मत चौघे रहे, ओर वगालियॉंका आसरा 
छोडकर अग्रेजों ओर अंग्रेजी अखबारो--स्टेटस मैनः तथा 
“इंग्लिश मेनः--से जाझर मिले | इनसे उन्हें काफी सहयोग प्राप्त 
हुआ, विशेष कर इग्लिश मैनके सपादक मि० संण्डससने तो 
गाधीजोको अफ्रीकाके मासलेसे हर तरहसे सहयोग दिया। इस 
स्नेह पूर्ण सहयोगका उल्लेस करते हुए गांधीजीने लिखा है*-- 
४इग्लिश मैनःके मि० संण्डसने मुझे; अपनाया। उत्तका दपतर 
मेरे लिए खुला था उनका अखबार मेरे लिए खुला था यह 
भी कहूँ तो अत्युक्ति नहीं कि उनका मेरा खासा स्नेह हो गया ।” 
अतः इन लोगोकी सहायतासे गाधीजी को कल्कत्तेम भी सभा 
करनेमे कठिनाई न रह गयी, लेकिन इसी समय उन्हें डरवनसे 
तार मिला कि तुरंत छोट आओ। इस बुलावेके अनुसार कछ- 
फत्तेस सभाका इरादा अघ्रा ही छोडकर गाधीजी पुनः दूसरी 


पद 


युग-पुरुप 


हु 


बार अपने बाल-बच्चों सहित दादा अच्दुल्लाके आग्रह पर उनके 
जहाज कुरलछण्ड'से दक्षिण अफ्रीकाके लिए रबाना हो गए। 
इसी समय दादा अब्दुल्लाका दूसरा जहाज नादरी'भी डरबनको 
रवाना हुआ। दोनों जहाजोमे कुल मिलाकर ८०० थात्री 
थे, जिनसेसे बहुतोंकी टान्सवाल जाना था। 


गाधाजी का डरबन पहुँचना आए गोरोका उत्पात--- 
( १८९७-१८९८ ) 
भारतसे गाधीजीने अफ्रीकाके भारतवासियोकी हीनावस्था- 
की जो चर्चा चलाई ओर उसके सम्बन्धमे जो प्रचार आदि 
किया, उससे अफ्रीकाके गोरे जल-झुन गये थे। भारतमे गाधीजी 
जिस समय प्रवछतासे प्रचार कर रहे थे, उसी समय उनकी 
हरी पुस्तिका? पर सबसे पहले 'पायोनियर” मे एक लेख प्रका- 
शित हुआ था जिसका साराश विछायत गया ओर फिर रूटरकी 
साफंत नेटाल पहुचा । किन्तु यह सार बहुत रगा हुआ था। 
उसमे सच्चाईकी यू थी, पर बह पूर्ण रूपसे सही नहीं था। रुटरका 
भेजा हुआ तार इस प्रकार था +--/“सितबर १४७, मारतसे प्रका- 
शित एक पुस्तिकाका कथन हे कि नेटालके भारतीयोंको लूटा 
आर खसोटा जाता है, जानवरोका सा उनसे वर्ताव किया जाता 
है, ओर कोई सुनवाई नही होती । टाइम्स आफ इण्डिया? इस 
वातकी जॉच किए जानेके पक्तमे हे |? 
स्वभावतः इस प्रकारका त्तार जब नेटाल पहचा तो वहाके 
गोरे गाधीके श्रति खेंखार हो उठे | यद्यपि सही तौर पर गांधीजीने 
गोरोंके भ्रति उपरोक्त अकारः से कोई दोपारोपण नहीं किये थे । 
वे गाधीजीके शब्द थे ही नही । गाधीजीके वक्तव्यकी असलमे 


५९० 


महात्मा गांधी 


रूटरने रंग चढाकर भेजा था। अतः उक्त वक्तव्यके कुप्रभावसे 
नेटालमे सर्वेत्र गाधीजीके विरुद्ध गोरोकी सभाएँ होने छगी 
ओर उनपर तीचण शब्दोमे यह आरोप छगाया गया कि हिन्दु- 
स्तानमे उन्होंने नेटालके गोरोकी अनुचित निदा की हैे। डर- 
बनकी एक सभामे भाषण देते हुए एक गोरे डाक्टरने यहाँ तक 
कहा कि “मिस्टर गावीने, नेटाछके गोरोपर भारतीयोसे अनु- 
चित व्यवहार करनेका, गालियोँ देने, लूटने ओर धोखा देनेके 
( एक आवाज, एक कुलीको क्या धोखा दिया जा सकता है। ) 
आरोप लगाए है । मिस्टर गाधीने हिन्दुस्तान जाकर उन्हें 
नालीसे ढकेला है, ओर उन्हे इतना काछा ओर कुरुप चित्रित 
किया है, जितना कि उसकी खाल खुद है |” ( करतल ध्वनि)" 
इस भका रके प्रचारोसे गोरे पूरी गरमी पाकर उबर ही रहे 
थ्रे, कि गाधीजीका जहाज डरबनके वदरमे आ लगा। उनके 
साथ दूसरा जहाज नाढरो भी आया था। उत्तको पहुचा देख 
कर दक्षिण अफ्रीकाके गोरे ओर भी आगवबूला हो उठे । 
गाधीजी ओर साथ आलनेवाले जहाजके ८०० यात्रियोंके 
डरवनमे पहुचनेका समाचार सुनकर गोरोंने यह मनमाना अदाज 
लगाया कि गाधी ठो जहाजोंमे बहुतसे भारतीयोंको नेटालमे 
वसानेके अभिपग्रायसे भर लाया हे । इस विचारसे उनके क्रोधका 
ठिकाना न रहा। गोरी सरकार भी गोरोका पक्त ले रही थी। 
गोरे नहीं चाहते थे कि गाधी जेसा जागरुक व्यक्ति अफ्रीकाके 
सोये हुए भारतीयोंकी जगानेके लिए ओर उनके मनमाने शासनमे 
अडगा पेदा करनेके लिए नेटालमे प्रवेश करे। अतः गोरोंने 


'3०_++५>ननम- ५५-33 +++७ 3033-3७. 3७ 333 3+ 3-33. +3-33७--०.५+++--»-4न»+4--3५५७७-+-५थ-५.३-++५3७३७-५०५०-९3++नन-नछ७--3-43».33 333७-५०. 


4,  क। [हू "5शातीए, 60 उणएताश0 एछशए0 70 5000 
५५०७, |] ] 9०56 ? 43 


५५ 


'अग-पुरुष 


समॉग की ओर उनकी सरकारने सी उसका समर्थन किया कि 
गांधी ओर जो दूसरे भारतीय डरबन पहुंचे है, वापिस चले 
जायें, नहीं तो मार डाले जायेगे। किन्तु सत्य ओर न्यायकी 
मजबूत चट्टानपर दृढतासे पैर टिकाकर खड़ा हुआ गांधी 
गोरोंके इस पशुत्वसे घबराकर झुड़ चछनेके बजाय उसका 
सामना करनेको रौद्र हो उठा। उनकी निर्दोष ओर अक- 
लुषित आत्मा इस अन्यायके बढावको केसे सह सकती थी ९ 
गाधीजी निर्दोष थे, उन्होंने यूरोपियनोको न वह सब कहा 
था जो गोरे प्रचारित कर रहे थे, ओर न वे जह्यजो मे लोगोंको 
नेटालमे बसानेके लिए मरके ही छाए ये। वे साथ आनेवाले 
दूसरे जहाज 'नादरीः के यात्रियोंसे परिचित तक न थे । 
किन्तु रोप ओरे रग-द्वेषसे अंधे हुए गोरोंको कुछ सूकता न 
था। वे तो तुले थे,--गाधी और उनके साथ पहुचनेवाले भार- 
तीयोकोी वापिस लोटानेके लिए। अतः गोरोने धमकी देकर 
गाधीजी आदिको लानेवाले दोनो जहाजोकों 'सूतकः के बहाने 
अनिश्चित समयके लिए 'क्वार॒टीनःमे रुकवा दिया, ताकि भार- 
तीय तंग ओर परेशान होकर वापिस जानेको मजबूर हो जाय । 
परन्तु गाधी अन्यायसे कभी सजबूर न होनेबालोमे से थे-- 
अन्यायसे सजबूर ओर लाचार हुए तो वह पुरुष ही केसा ? अतः 
खुद घवरानेके बजाय पोरुपसे पूर्ण गाधीने अपने साथी 
भारतीयोंके साहसको भी थाम कर रखा, और घधमकियों वथा 
चेतावनियोकी परवाह न कर अपने हक पर अड़े ओर डटे पढ़े 
रहे । उन्होंने स्पष्ट घोषित कर दिया कि हमे नेटालके बदरमें 
उतरने का हक प्राप्त हे ओर हस अपने हकपर कायम रहेंगे ।* 
१ आत्मकथा भा० २ २०९ 
ब्र्‌ 


भहात्मा गाघी 


आखिर अन्यायको न्यायके सामने ऊना ही पढ़ा। सत्य 
को कुछ समयके लिए ढेंका जा प्रकता है, त्ेकित चिरकाल तक 
उसे दवा कर नहीं रखा जा कता। फरतः गोसी सरकारको 
3 बुर होकर आखिर तेईस व्निंके बाद भारतीयोंकोी उत्तरने 
देनेकी आज्ञा श्रेपित कर देनी पड़ी । 


+ 


” भोरे और भारतीयोंमे इस खेत कशमकतन्न चल रही 


जनवसीको पर भारतीयाको नेटाल्मे उत्तर, 
विरोध्षम गोसोंने डरबनके टाउनहालमे +क बड़ी भारी सभा भी 
35 इसमें लगभग २,००० उसी आमिल हुए। इस गोरी 
समभाक्े खाका उत्तके निम्त सस्तावोसे पूरी तरह 
अकित है ..... 
( १) इस सभाकी रायमे अच्र ऐसा पभय आ गया है कि 
किसी शियाईको इस उपनिवेञमे उतरने नहीं 


थुग-पुरुप 


बह हर प्रकारसे मामलेकी आगे बढायेगी। गोरोने धमकियोक 
असफछ होने पर हसमलेकी तयारियों भी कर ही थी। अतः 
हमला करनेवाले व्यक्तियोके ' जत्थे बना लिए गए थे ओर अत्येक 
जत्येके 'केप्टिनः भी नियुक्त कर दिए गये थे। गोरोमे युद्धका सा 
उमंग छा रहा था। संध्येप मे डरवन रग-ठ्पसे इस समय 
पागछ हो उठा था। * 


गोरे सनसे यही समझ रहे थे कि उनके इस प्रकार अकड़नेसे 
घबड़ा कर गाधी ओर दूसरे भारतीय बिना उतरे ही पूंछ उठा- 
कर कायरतासे वापिस चले जायेंगे। किन्तु उनकी धारणा 
निमल साबित हुई । गाधी हकोको नहीं छोड़ सकता, छूट जाने 
बाली शरीरकी चिन्ता उसे कहा १ * गीताका अनुयायी कतेव्य 
ओर कर्मकों देखता हे, आत्माके निर्देशोको सुनता है और जी 
एवं शीणे होकर मिंट जानेवाले शरीरके मोहमे पडकर पुरुपा्थ 
को त्याग नहीं दिया करता | 


4. 27 वाताशए 9४0700-] |) 720६6 97 33-45, 


२ हिन्दू मुस्लिम एकता के छिए १३ ता० जनवरी में गाधीजीने 
ञ्ञो अनशन किया था, वह १७ ता० को सर्बदली नेताओं के आदइवासन 
पर चोड दिया था | इस के बाद वे पुन हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रचार 
में जुय गये ! यह प्रचार-फार्य राष्ट्रीय स्ववसेवक संथ्र जैसे साम्प्रदायिक 
ससया के व्यक्तियों को अच्छा न रुग़रा | फलत* गाधीजी को इस स्नेह 
प्रचार के लिये धमकियों दी गई | पर निष्फामकर्मी गाधी ठस से मस 
न हुआ; अन्त में ३० ता० जनवरी १९४८ की शामफों सघ के एक 
सदस्य हत्यारे नाथुराम गोडसेने गोली दाग कर उनफा अन्त कर डाछा ? 

८४ 


महात्मा गाघधी 


निर्भीक गांधी इस तूफानमे अटल होकर खडा रहा ओर अपने 
भारतीय भाइयोंको भी सहारा देता रहा। गाधीजी जानते थे कि 
उनके हकों पर अतिक्रमण करनेका प्रयत्न किया जा रहा हे, किन्तु 
कानून वा न्याय उनके साथ है, ओर इसलिए कानूनके अनुसार 
उन्हें कोई उतरनेसे इनकार नहीं कर सकता । उन्होंने निःचय कर 
लिया कि बह म लौटेंगे, न अपने भाइयोको ही छोटने ढेंगे | 
अतः गोरोंका पशुवल उन्हे डरानेमे हर प्रकारसे असमर्थ था। 


भारतीयोने गाधीजीके नेठ्स्वमे स्पष्टठया नेटाल सरकार 
और गोरोंको यह. जतलछा ठिया कि वे वापिस न लोटेगे, चाहे 
उन्हें विद्रोही गोरोसे केसा भी खतरा क्यो न उठाना पड़े । 
गाधीजीकी इस चढताके सामने नंटाल सरकार कानूनन कुछ 
करनेमे असमर्थ थी, इसीलिए अतमे मजबूर होकर उसे भ्ुकना 
पडा | परिणामतः २३ दिनोके बाद १३ जनवरी १८९७ को 
सरकार द्वारा उतरने देनेकी आज्ना प्रेषित कर दी गयी ।* 
गाजी ग्ऐरेकी अमएुणिकताके शिकर-- 


किन्तु जब कुरलेण्ड ओर नाढरीके वन्दरमे उतरनकी आशा 
का समाचार गोरी जनताको विढित हुआ तो उनके क्रोधका 
समुद्रफेन उगलने रूगा | १६ जनवरीको नंटाछ 'णडवंटाइजर/ःके 
अनुसार सारी गोरी-जनता ढोल पीटकर एकत्रित होने रूगी, 
जिससे प्रतीत होता था कि यदि भारतोयोंने उतरनेका साहस 
किया तो बेचारोंकी बडी दुर्ग ति होगी। क्योकि स्वार्थ ओर अहंकार 
गोरे भारतीयोंकी किसी भी मूल्य पर उतरने न देना चाहते थे । 


१ आत्मकवा भा० २ पृ० २०९ 


५ 


युग-पुरुष 


] 


उपरोक्त 'पत्रिकाके अनुसार भारतीयोंके उतरनेके 
विरोधमें ३,३०० गोरी जनता “अलेकजेन्डिया 'स्ववायर'मे 
इकट्ठी हुई ओर उसने निश्चय किया कि चाहे शक्तिसे काम 
लेना पड़े, पर भारतीयोंको उतरने न दिया जायगा। अतः 
मोकेपर हमछा करनेके लिए बाकायदा कई टुकडियाँ बनाली गयी 
थीं। यह देखकर जहाजोके कप्तान सोचने लगे कि न जाने ये 
विरोधी कया करेंगे | दोनो जहाजोगे से छुरलेण्डको प्रथम 
उतरनेको आज्ञा हुई थी। उसका केप्टन मिलने ( (॥]|76 ) 
था। इस साहसी केप्टनने अपने मुसाफिरोको विरोधियोसे 
वचानेका निश्चय कर, जहाज पर लाल चिन्हके सहित यूनियन 
जक चढवा दिया ओर अपने जहाजके अन्य अफसरोंको हिदा 

यत दी कि हमछावरोको जहाजपर न चढने दे, लेकिन यदि वे 
उन्हें रोकनेम असमर्थ हो जायें तो यनियन जेक उतार कर उनके 
सुपुदं कर दे। मिलनेने सोचा था कि इस प्रकार आत्म-समपण 
कर देनेसे शायद कोई अग्नेज या गोरा जह्याजके यात्रियों की तग 
न करेगा | विरोधियोकी हलचल , और रूखका जहाजके मालिक, 
भारतीय यात्री तथा गांधीजी गोरसे निरीक्षण करते जाते थे । 
किन्तु गोरी भीड जिसका भय हो रहा था, सहसा कुछ निर्धारित 
न कर सकनेसे स्वय तितर-बितर होकर अलेकजेडर स्क्वायरकी 
तरफ चल दी ओर सब छुछ स्वतः ही श्ञात हो गया। इसी बीच 
नेटाल सरकारके ऐटोरने जनरल मि० ऐस्कोम्बने आकर कुरछडके 
कप्टन मिलनेको आश्वासन दिया कि उनके जहण्जके यात्री-गण 

अपने आपको नेटाल सरकारके अधीन इसी ग्रकार सरक्षित समभे 
जसे अपने निजी गॉवमे। यही आश्वासन मि० ऐस्कोम्वने 


लनादरीःको भी विया। 
&६ 


महात्मा गाधी 


इसके बाद एस्कोम्बने यात्रियों पर हमछा करनेकी इच्छासे 
एकत्रित भीडको यह आअउ्वासन ओर विश्वास ढिलाया कि 
भारतीयोंके मामलेकी जल्दी ही पार्ल्यामेटम पेश कर विया 
जायगा, इसलिये अब वे 'सम्राती'के नामपर वहॉँसे हट जायें। 
है तरकीब कारगर हुई आर विराट विरोधका फुकार भरा 
उफान जात हो चला। इसके दो घट़े वाढ भारतीय यात्री 
नावबापर वठकर थोडा-थोडा करके किनारे आ उत्तरे।* 


गादीजी पर गोरेकी चेटे)-- 


भारतीय मुसाफिर तो उतरे, पर गाधीजीको तब भी न उत्त- 
रन न दिया गया। मि० एस्कोम्वने जहाजके कप्नानको कहला भेजा 
था कि गाधी आर उनके वाल वच्चोंको अन्य यात्रियांके साथ 
उतरने न दकर शासकों उत्तारा जाय] कारण यह दिया गया 
कि गोर उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए है, ओर उनके 
प्राणों पर तक सकट आ सकता हू । गांधीजी मन मर्सोसकर 
इस सलाहके अनुसार काम क्रनेको तयार हो गए। किन्तु थोड़े 
ही समयके पठचात जहाजके एजेन्टका चकील मि० काटन जहाज 
पर आये आर कप्तानसे वोले कि गावीजीकी वह अपनी जिस्मे- 
टारी पर ले जा सफ़्ता है। कप्तानसे वात करनेके पश्चात्‌ 
मि० काटनने गाधीजीको अपने साथ आम रास्तेसे पेदछ चलनेकी 
राय दो, लेकिन उनके बीबी वच्चोफो गाडीसे निश्चित मुकाम 
पर सकुशल पहुचवा दिया गया । 


मि० काटन की सलाह मानकर गावीजी जहाजसे उत्तर 


87 वावा एशादा65 छे |] 000०, 99 4८-48 


हु ९ 


न ककन»++नकअ+»>-क> कम, 


युग-पुरुष 


पड़े। किन्तु ज्योंही गाधीजी उतरे कि कुछ गोरोंके छोकरोंने 
उन्हें पहचान कर गॉधी-गॉधी चिल्छाना शुरू कर दिया। उनके 
चिल्लानेसे जल्दी ही एक खासी गोरोकी भीड़ इकट्ठटी हो गयी । 
भीड़ने गॉथजीको मि० काटनसे छुड़ा लिया, ओर उन्हें लातों 
ओर हाथोसे इतना पीटा कि वे गश खाकर गिर पड़े । उनकी 
हालत गोरोंकी मारसे इतनी बुरी हो चल्ली थी कि यदि ठीक 
मोके पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेन्ट अलेक्जेण्डरकी पत्नी अकस्मात्‌ 
घटनास्थल पर पहुँचकर अपने नारी-सुलूभ स्नेहसे प्रेरित होकर 
उनकी सहायता न करती ओर गोरोके प्रह्मरोंको रोकनेके लिए 
ढालकी तरह अपना छाता उनपर न उढा देती, तो वे उस रोज 
गोरी भीड़के भीषण ग्रह्मरोके पूरे शिकार हो गये होते । 


सोभाग्यसे इसी बीच एक हिन्दुस्तानी भी गॉधीजी पर 
हमला हुआ देख, दौड़कर पुछिस थानेको पहुँचा ओर वहाँके 
अधिकारियोंकोी सूचित किया कि गोरोंकी भीड़ गॉधीजीकी जान 
से खेल रही हे | यह सूचना पाते ही पुलिस सुपरिण्टेण्डेन्ट अले- 
क्जेन्डरने पुलिसकी एक डुकड़ी गॉवीजीकी रक्षाके लिए रवाना 
की जो मोकेसे घटनास्थल पर आ पहुँची | गॉधीजी तव पुलिस 
के साथ अपने इच्छित स्थानकी ओर चले। मागमे अलेक्‌ 
जेडरने गाधीजीको पुलिस चोकीमे ही ठहर जानेकी सलाह दी, 
किन्तु उन्होंने भीड़से च्र॒स्त न होकर ओर यह विश्वास करके कि 
वे लोग शीघ्र अपनी पाशविकता पर खुद शर्माकर शात हो 
जायेंगे, रुकनेसे इनकार कर विया | अतः वे एलिसकी संरक्षतामे 
सीधे रुस्तमजीके यहाँ, जहाँ पर उनको स्त्री ओर वाल बच्चे ठहरे 
हुए थे, चल दिये । 

<्८ 


महात्मा गांधी 


पारसी मित्र रुस्तमजी के घर यद्यपि गाधीजी बिना किसी 
डुघंटनाके जा पहुचे, किन्तु रात होते ही जेसा अँधेरा बढा, गोरों 
को अपार भीडने पहुचकर वेचारे रुस्तमजी के घरको वाहरसे 
घेर लिया ओर बुरी तरह हुल्लड मचाते हुए 'गाधी को हमारे 
हवाले कर दो?" की आवजें लगाने लगे। मामलेको तेजी पकडता 
देखकर सुपरिण्टेण्डेण्ट अलेकजेण्डर खुद वहाँ पहुचे ओर किसी 
तरह भीडकी उप्ताको दवाये रहे। उन्होंने गाधीजीको भी 
सलाह दी कि यदि वे अपने मित्रके मकान व जान-माल ओर 
अपने वाल-बच्चोंकी सुरक्षा चाहते हो तो उन्हें चाहिए कि 
छिपकर तथा भेप वबदछकर रुस्तमजीके घरसे निकल जावें । 


भैेष बदलकर भाग निकले--- 


गांधीजीने स्थितिकी मजबूरीको समझकर अलेकजेण्डरकी 
सलाह पर काम करना स्वीकार कर लिया ओर एक हिन्दुस्तानी 
सिपाहीके वेषमे दो जासूसोंके साथ घरसे निकलकर अपार 
भीडमेसे गुजरते हुए बाहर चले गये । इस प्रकार किसी तरह 
बच वचाकर गावीजीको छाचार हो आखिर उसी पुलिस थानेमे 
जाकर शरण लेनी पडी, जहाँ पर अलेकजेण्डरने पहले ही उन्हे. 
कुछ ससयके लिये रुक जानेको कह्ा था। अब गाधीजीको इस 
थानेमे तवतक रुफा ही रहना पडा जब तककि भीडका खतरा 
पूरी तरह ज्ञात न हो गया । 

इधर, गाधीजीके पुलिस चाफीसे पहुचने तक अलेकजेण्डर 
किसी तरह विद्रोही भीडको काबूमे किये रहा, किन्तु जब उसे 





१₹--मजात्मकथा भाग ३ ए. २११ 
९९ 


युग-पुरुष 


विदित हो गगय्मा कि गाधी अब सक्कुशल थाने पहुच गये है, 
'वो उसने व्रिनोद करने हुए भीडसे कहा कि व्यर्थ क्यो यहाँ खड़े 
हो, क्योंकि तुम्हारा शिकार गाधीतो कभीका वहॉँसे सर्टक चुका 
है! भीडने इस कथन पर विउवास न किया और अपने प्रति- 
निधियोंसे रुस्तमजीके घरकी तलाशी लियाई, लेकिन जब 
'निश्चित रूपसे सालूम होगया कि गांधीजीको सचमुच भगा 
दिया गया हे, तो वे कुठते ओर चड़वड़ाते हुए अपने-अपने घरो 
को चल दिये। -इस प्रकार अलेकजेण्डरकी ,होशियारीसे आखिर 
यह खतरासी टल गया ' । के 


शर्धीजीकाः ऋुमादान--- 


सहिप्णुता ओर क्षमा भारतीय सस्क्ततिके दो महान चिर- 
कीर्ति स्तम्भ है | भारतके सहापुरुषोने जान देकर भी कभी इन 
स्तम्भोंकों गिरने नही दिया हू | गाधीनेभी वही किया! उपरोक्त 
घटना और गोरी भीड़के पाशविक कृत्योंसे रुट्ठ ओर छंच्च 
होकर मि० चेम्बरंलेनने इगलेंडसे नेटाछ॑ सरकारकों तार विया 
कि गाधीपर हमला करनेवाल्यो पर सुकक्सा चले ओर गाबीकों 
इसाफ दिया जाय | अतः मि० ऐस्कोम्व गाधीजीसे मिले आर 
कहा कि यक्ि वे आक्रमणकारियोंकों इब्नित करदे तो उनपर 
मुकदसा दायर कर दिया जायेगा | कितु गावीजीकी सहिष्णाता 
आर ज्ञममाशीलताने मुक्त दृठ्यसे मुझठमा चलबानेसे इन्कार 
कर दिया। 


१०० 


सहात्मा गाधी 
इएएर्जजीका सलानुराग--- हे 


गावीजी यह भली प्रकार समझते थे कि नेटालके गोरोंके 
इस अकाण्ड-ताडवका कारण उनकी गछत धारणा वा भूल हें, 
जो उनमे स्वय सरकार आर रूटरके गलत प्रचारसे पेढा हुई | 
निःसन्देह रूटर ओर नेटाल सरकारके कर्मचारियोनेही यह बात 
दत्षिण अफ्रिकामे फलाई थी कि गाधीने हिन्हुस्तानमे गोरोकी 
भरपेट ओर घढा-चढाकर निन्‍्दाकी है?, जिसे सुन-सुनकरही 
गोरे इतने विगड उठे थे! अतः गाधी उन्‍हें निरपराध सममते 
थ, ओर उनका विव्वास था कि सही बात प्रकट हो जानेपर 
गोर स्वय अपने फ़िये पर पश्चात्ताप करने लगेंगे! निःसन्देह 
गाधीको सानवकी सदवृत्तियोंपर हमेशासे आस्था रही हैं आर 
इसीलिये उनके जीवन ओर कमंका ध्येय सानवका नहीं उसके 
दुष्फमोका विनाभ रहा हे । उनके 'हृटदय परिवतेनः के अछोकिक 
सिद्धातकाभी यही आवार ओर सूल हे 

तृफान शुल्त -गेराका पश्चात्ताप-- 


गावीजीका विचार सही निकला। गोरोने जब गावीजीकी 
हिन्दुस्तानम प्रफाशित चीजोंकों स्वय देखा-भाछा तो उन्हें मह- 
सूस हुआ कि उनमे कोई खास घुरी बाते नहीं हैँ, जिन्हें गांवी 
पस्तर उरबनमे प्रकाशित न कर चुके हां। अतः स्वेनत्न इस भावना 
ने जोर पकडना शुरू किया कि उन्हे गलत चीज वतलाई आर 
सुभाड गई थीं। योर अखबार भनेटाल मरझरो! (स्ांशे फेटि- 
८णा३) ने, जो 'प्रवतक रोपसे प्रज्ज्यल्तिहो रहा था, एक चयानमे 
लिखा कि “गाधीजीने अपने ओर अपने मुल्की ओरसे, ऋुछ 


१०१ धर | (्‌ 


युग-पुरुष 


भी ऐसा नही किया है जिसका उन्हें हक न था। उनकी दृष्टिसे 
जिस सिद्धान्तको लेकर वे कामकर रहे है, वह बहुतही सगत 
ओर न्यायोचित है. । वे अपने स्व॒स्वों ओर अधिकारों पर स्थित 
है, अतः जबतक वे ईमानदारी ओर सच्चे तरीकेसे काम करते 
जाते हैं, उन्हें दोष नहीं लगाया जा सकता, न उनके कार्योमि 
हस्तक्षेपही किया जा सकता है। जहाँ तक हमे मालूम हे, 
उन्होंने हमेशा ऐसाही किया है। अपनी हरी पुस्तिकामेभी 
सच्चाईके नाते हमे कहना पड़ेगा कि गांधीने अपने दृष्टिकोणके 
अनुसार भारतीय मामलेकों अवेध रीतिसे नहीं पेश किया है। 
रूटरका तार गांधीजीके कथनोका रंगा हुआ सस्करण है। 
पुस्तिकामे केवल कई एक ठुःखों वा कष्टोंको गिना दिया-गया 
है, लेकिन इससे कोई सही तोरसे यह नही कह सकता कि उनकी 
पुस्तक यह घोषित करती है कि नेटालके भारतीयोंको लूटा ओर 
आक्रान्त किया जाता है, या जानवरोंका जेसा उनसे वर्ताव 
किया जाता है, ओर उन्हें इन्लाफ नहीं मिल पाता? " 

गाधीकी सहिष्णुता, क्षमा ओर सत्य-निष्ठानेही गोरोंके 
मनोभावोंमे यह परिवतेन उत्पन्न किया था। उन्होंने पहलेही 
कह दिया था कि “जब लोग अपनी भूल सम छेगे तब शान्त 
हो जायेगे। मुके उनकी न्याय चुद्धिपर विश्वास है।? * 
नि सन्देह गाधीके इस 'विदृवास? ने जल्दीही सफलताके केसरी 
रंगसे सबके हृदयोको रजित कर दि्या। गोरोंकी गदेनें भ्रुकीं, 
गांधीका सस्तक ऊँचा उठा! गांधीकी क्षमाने रंग-हषसे रगे 








ई--२म ठाशा एगयाठघ्का 5007 49769 ].] 72007०,9 50 
२--आत्मकथा भाग ३, पृष्ठ २१६, 


श्ण्य 


भहात्मा गाघी 


गोरे हृदयोंके भालिन्यको मानो पोंड डाला था। परिणासतः 
भाधीकी अत्तिष्ठा बढी ओर गोरे 3 जड़वाजोंकोी दुनियामे घुरा- 


इनियाको स्तम्भित ओर साम्राज्यग्ाहीको चकित तथा पर 


करनेवाले सत्याग्रह? के उस अक्करको पैदा किया, जिसे उन्होंने 
देमनको दवानेका अंकुश बनाया ! 


| -आत्मक्पा भाग ३, पृष्ठ रा २१५ है 
१०३ 


जीवनमें नई कोपलें . 
( १८९७-१८९८ ) 
अध्याय ५ 


सावेजनिक कार्य-- हु 

गोरों वाढी घटनाके शान्त हो जाने पर गाधीजी ३-४ दिनिसे 
घर जाकर अपने काम-काज पर लग गये-। उपरोक्त घटनाको 
शान्ति परवक सहने और क्षमाभाव दिखानेसे उनके अभावके 
बढनेके साथ उनकी चकारूत भी चमक उठी थी । किन्तु गाधीजी 
अपने व्यक्तिगत फायदेकी ओर कब ऊ्ुुकनेवाले थे ” अतः उनका 
अधिक समय सावेजनिक कामो पर ही निछावर होने छगा। 
गाधीजीने नेटाछ पहुचते ही पदिले वहॉकी धारा सभामे पेश 
होने वाले उन दो विल्योका विरोध किया जिनके द्वारा हिन्ठुस्तानी 
व्यापारियोके धधोंको हानि पहुचनेको थी, और हिन्दुस्तानियोंके 
आने-जानेमे रुकावट पेदा की जानेवाली थी। किन्तु बहुतेरा 
विरोध करने पर भी धारा सभामे वे विछ भारतीयोके विरुद्व 
पास कर ही दिये गये । 


४ 
जागुत फल[--- 


... अत्येक असफलताके साथ सफछता भी जुडी रहा करती 
हैं। असफल होने पर यदि हम अयचत्नसे पीछे नहीं ह्टते, तो 


१०४ 


हात्मा गांवी 


आगे हू बढते जाते है, आर असफलतासे है आखिर हम सफ- 
लता प्राप्न कर ज्षेते है गाधीजी अपने विरोध यचाप सफल 
न हों सकने थे जिन्तु उनकी अन्याय: विरोधी भावनाने उनको 
एक बीर योद्धा बना डिया था। उनकी भावना व नीतिने 


गावीजीने नेटालकी भारतीय काम्रेसको आशिक रुपसे मुद्द 
चनानेके लिए खूब पन्‍्द्रा वसूछ किया, ओर काम्रेसके कोपसे 
9००० पोण्ड डालर जमा करो दिये। कांग्रसकी आर्थिक स्थिति 
+ढ करनेके लिए गाधीजीने का्ेसके नाम पर जमीन 4 ज्ाय- 
दाद भी मोल आर आयका संचालन करनेफे लिपि एक ट्रस्ट 
चनवा दिया | * 


पादगी आर सेवा... 


गांधीजीका सारा फास अच उन्यवस्थित सपसे चलने 
गा। किन्तु मन किर भी उनका बेच था। उनका दृदय 
जविनम सरछ्ता और चिता सरोज रहा था। अतः गाधी 
अपने सावजञनिऊ का भास हो संतुष्ट के रह सके। द>त्य उन्हें 
एटता आर सावगीकी ओर बहनेके लिए इपितत फरने लगा | 
गाँवीजी आत्माई; निज्योकों किडकर ही तो ऊपर- उठ से 


2+++- «०७.०... .... जन 


(“>मात्मम्था भाग ३, छू २ १६-२ १५, 
रन 


जज 


युग-पुरुष 


है, इसलिए आत्माके निद्शा पर अब वे सादगी ओर सेवा काय 
की ओर अधिकाधिक अग्मसर हो उठे ! 


गंदी नसेक्ते रूपमे-- 


आत्माकी पुकार पर गाधीजीने पीड़ितोकी सहायता करने 
ओर उनके दुःखमे समभागी होनेकी इच्छासे किसी एक अस्प- 
तालमे भर्ती होकर नसका काम ,करनेका इरादा ,किया। इस 
इरादे ओर बुद्धकी जेसी करुणासे प्रेरित होकर बे डाक्टर बूथके 
छोटे अस्पतालमें नस बनकर काम करने. जाने रूंगे। वे रोज 
सुबह ही अस्पताल पहुच जाते ओर दो घंटे पीड़ितोंकी सेवामे 
मग्न रहा करते । सेवाके लिए अशान्त गांधीके मनको इससे 
बहुत शान्ति मिली, ओर अस्पतालमे कराहते हुए दुः्खी 
हिन्दुस्तानियोंसे भी उनका गहरा संबंध हो गया । 


स्वावलस्वी--- 


गांधीजीकी मनोदृत्ति प्रारंभसे ही बाह्य तथा भीतरी 
दोनों अकारकी परतत्रताओंसे मुक्ति पानेकी रही है । उनके 
जीवनका मूल, मन्त्र स्वावलूम्बः रहा है। उनके जीवनने 
प्रारंभसे ही इस सत्यको प्रहएण कर लिया था कि यदि 
मनुष्य सचमुच स्वतत्र होना चाहता हे, राष्ट्रको उन्नत देखना 
चाहता है, ओर परतंत्रताकी वेड़ियोको तोड़कर फेंक देना चाहता 
है, तो उसे पहले अपने आपको जीतकर हर अ्कारकी परतत्र- 
ताओसे स्वय मुक्त हो जाना चाहिए। अतः स्व॒तत्न वननेके लिए 
गाधीने पहली चीज जो महसूसकी, बह थी--आत्म निर्भरता या 


१०६ 


सद्दात्मा गाधी 


परावछ॑बिताका निपेघ, या आत्म दृढता अथवा आत्म-सुधार। 
इसीलिये उन्होंने छह संकल्प किया कि वे परावरूम्बी न होंगे 
ओऔर अपने ही 'आत्म”के ऊपर अपने जीवनका महल खडा करेगे। 
सच_ुच वह व्यक्ति ससारमे कर ही क्या सकता हैं जो अपनी हर 
वस्तुओं ओर आवज्यकताओंक लिए दूसरोंका मुँह ताकता 
फिरे ? बह व्यक्ति ससारका क्‍या सुधार करेगा जिसने पहले 
अपना ही सुधार न किया हो ? इस सरल सत्य पर पहुचकर 
गाधीजीने अब अपने जीवनमे उसका प्रयोग आरभ कर विया। 
उन्होंने पहले अपने दाम्पत्य ओर ग्रहस्त जीवनसे नोकरों ओर 
डाक्टरों आदिके 'परावलम्ब”का परित्याग किया। पत्नीके 
प्रसव कालमे दाई-चारे ओर वच्चोंको नहाने-घुलाने तक का 
काम गाधीजीने स्वय अपने जिम्मे कर लिया, ओर फेवल जरूरी 
तथा विशेष परिचयोके लिए ही अब दाई ओर डाक्टरोंको 
चुलाया जाने लगा । 


धेबीकी बिदाई--- 


सुख आर आनन्दका प्यासा यावन मनुष्यको नित्य उनकी 
ओर सींच ले जाता है । गाधी भी एक वार सुखोपभोगकी तरफ 
इसी प्रकार आहृष्ट हुए थे। भोगकी लछालहसा निःसन्देह उनके 
समनमे भी प्रतीत हुई थी, किन्तु वह अधिक टिक न सकी। 
गृहस्थी ओर स्वावलम्बी वननेकी इच्छाने उनको भोगसे पलटकर 
उपयोगिता आर उपादेयताकी ओर मोड दिया | प्राचीन भारत 
का सादा और मितन्ययी जीवन वितानेकी प्ररणासे गावीजीने 
अपना सचों भी घटा दिया आर. बहुतसी भोगकी चीजोंको 
अनावश्यक सममककर कम कर डाछा। गाधी समझ चुके थे 

१०७ 


युग-पुरुप 


कि एक तरफ भोग ओर दूसरी ओर जन-सेवाका ब्रत किसी 
प्रकार निस नहीं।सकता | यह 'सभोगाका ही भोह तो हे जो 
राजाओं, नवावों, तालुक्केदारो; मिल-माल्कि; अमीरों ओर 
उमराबोको गुमराह किये हे। अपने व्यक्तिक सुख-भोग ओर 
स्वार्थोी' की लालसामें पडकर ही तो मनुष्य आज महुप्यता 
को खो बेठा है, जौर हिश्र-पशु वनकर प्रथ्वीका बोक हो गयी 
ह। भोगके छिए अधिकसे अधिक धनकी तृप्णा उत्पन होती 

ओर तृष्णा हम वरवस अनीति, अन्णय ओर अत्याचारके 
रास्ते पर खींच ले जाती हे । गांधी ने सत् समझा ओर इसलिए 
जरूरतॉकोी घटाकर, धनके आकर्षश आर भोगके मोह पर 
आक्रमण वोल दिया। इस आओक्रमणका अख्नभ स्वावलम्वनः 
था। गांधीने अब वोवीकी किच-किच ओर खर्वलि पनकी भी 
विदाई दे दी ओर खुद कपड़े आदि घोने लगे।। मिन्नाने उनके 
इस 'स्वावलम्बः और धोवीकी परंत्रतासे मुक्ति पान्नेके' रहस्य 
ओर सूल्यको न समझकर उनकी हँसी उड़ाई, किन्तु इस परि- 
हाससे घवडाकर वे दूसरोंके इगितों पर चलनेंको तेयार न थे । 
श्रेष् मानव सदासे अपनी आत्माके निदेशोको ही श्रेष्ठ मानता 
आया ६ । आत्मज्ानी गाधी अमीर मित्रोंके परिहासकी क्‍यों 
चिन्ता करते ? अतः उन्होंने अपना स्वालम्बन जारी रखा, और 
धोबीकी गुलामीसे मुक्त हो गये, जिससे उन्हीके अब्ठोमे 
भोगका बोका भी बहुत कम हो' गया? |" 








१--वही प्रृष्ठ २२४! 


१०८ 





॥क्‍ को में । 
0 ५ ट 


लक 


क्षि ण 


समय [ ८ 


5 


ड्द्ठ 


भदहृत्मा गांधी 
नाई की गुलामी समाप्त-... 


॥रिक अपमानसे मुक्त होनेका इससे उडकर उपाय क्या हो सकता 
था कि काछा? गोरेका आसरा ही छोड देवे ? पे घटना बसे 
थीतो साधारण, किन्तु उसकी प्रतिक्रियाने गाधीको स्वावलस्थ 
अत्माश्रिमान ओर अत्मसम्मान एव आत्मग्रतिशकी गभीर 
जिक्षा दी | उनके छिये उस पटनाने स्वावलम्बन आर सादगीक्के 
वोवित्व? को प्रदयन करनेवा अतिका काम किया। गाधीने 
अब अपनी अत्मअतिष्ठा कायम रखने आर परापल्म्वनके 
तिरस्कारसे मुक्ति पानेके लिए खुद बाल बनाने 
गैस भी शुरूकर दिया । गारे नाइसे त्रिसस्कत होतेह्ी वे सीधे 
वाजार पहचे, बात फाटनेको कैची चरांद छाये, और आईनेके 
सामने खडे होकर स्वयं वाल काट डाले |१ है इसकी कतई 
_उन्‍्ता न हुई कि उनके इस गयस लोग उनकी हंसी उटायेंगे। 

चालाशक्ष॒णु--- 
गाषाजीने सक्षिण अफ्राकाम रोंगद्धेपसे भारतीय-प्रतिप्ठए 
---.... फासे रक्षाकरना अपने जीवनका एक सुस्य ध्वेयही 


4 पहा फुछ २ २४-२३५ 
१०७ 


युग पुरुष 


७ ७ 


वना लिया था। पग-पगपर गोरोंके रंग-हृषकी अनुभूतिने उन्हें 
भारतकी पतिष्ठा और आत्म-सस्मानके लिए अधिकाधिक सचेष्ट 
ओर जागरूक कर दिया था। वालकोकी शिक्षाके. संवंधमे 

भी उनको इस रंग-हेषका मुकावछा करना पड़ा था। डरबन 
पहुंचनेपर गांधीजीके सामने अपने दो लड़कों ओर भानजेकी 

शिक्षाका प्रश्न आया। वह्दों गोरोके स्कूल थे, लेकिन उनमें काले 

हिन्दुस्तानियोंके लड़के भर्ती न हो सकते थे, यद्यपि अप॑वाद 

स्वरूप गाधीजी के लड़कोंको उनमे भर्ती होनेकी स्वीकृति दे दी 

गई थी। पर गांधी अपनेको अन्य भारतीयोसे कभी जुदा न 

समभनेवालोंगे रहे है। उन्होंने विचार किया कि जब अन्य 

भारतीयोंके छड़कोंको गोरे स्कूलोंमे नहीं लिया जाता तो थे भी 

विरोधमे_ अपने लड़कॉंकों उनके स्कूलॉमे न भेजेंगे । यह भार- 

तीयोंका अपमान था, ओर गाधी उस अपसानके लिए तयार न 

थे। अतः गाधीजीने फिर 'स्वावलूस्वनः का आश्रय लिया ओर 

खुद द्वी बच्चों को पढ़ानेका प्रयत्न करने छंगे, किंतु अकेले निभता 

न देखकर उन्होंने एक अंगरेज महिलाको व्यूटरके वतोर 

नियत कर लिया। हे 


गांधीजीसे भारतीयताका अनुराग ओर अभिमान इत्तना 
वढा हुआ था कि वे घर पर अपने वच्चोंको अपनी मात्भापा 
गुजरातीसे दी शिक्षा दिया करते आर वात-चीत भी हमेशा 
उनसे अपनी साठ्भापामे ही करते थे । 


११० 


महात्मा गाधी 
विरागकी ओर--- 


इसी समयसे गाधीके हृटदयमे 'महात्मा'के अकुरने भी वर 
पकड़ना शुरू किया । विपय भोग अब उन्हें वुरी तरह पीडित 
करने रंगे । उनके मनमे द्नॉं-दिन विरागका उदय होता गया, 
ओर इसी कारण छुछ समय वाद १६०६मे उन्होंने आजन्म त्रह्म- 
पारी रहनेका त्रत भी ले लिया। उनकी सनन्‍्तान भी काफी हो 
चुकी थी, अतः वे सयम पालनकी ओर अधिकाधिक जागरूक 
होते चले गये । उन्हें धीरे-धीरे यह भी प्रतीत हुआ कि छोक 
सेवामे वे तभी लीन रह सकते हैं, जब वे 'पुन्नेपणाः ओर “घने- 
पणा? " से मुक्त होकर वान-प्रस्थका सा विरागमय जीवन अहण 
करें| यही वह विशाल अनुभव था, जिसने उनके जीवनमे 'महा- 
त्मा? फो विराटताको उत्कपे दिया है । ह 


' संध्षेपमे आज जो हम गाधीजीको 'भद्यत्म? के विश्ञाल और 
विराट नामसे सवोधित करते हैं, उसका हेतु भारतीय श्रद्धालुता 
के बजाय हमें गाधीजीके जीवनकी उन अनुभूतियों, अतीतियों 
ओर स्वचिन्तन एवं मनन्‍्थनके छोटे-छोटे अंकुरों ओर कोपलॉमे 
टेंढना चाहिए जो उन्हें वरवस ही महानताकी ओर खींच लेगये। 


तल लत +_ -++-++>++तत++++++-+ 





प्र की जन >5 


१--झ्षात्मकया भाग २-अध्याय ७, पू २२७ 
११२ 


गांधीजी और बोअर युद्ध 
-+ १८९९-१९०१ ) 
अध्याय ६ 
ज्िटिश रजभकिति-- 


गाधीजी प्रारम्भ ब्रिटिश राज्यके शत्रु न थे। एक ससय 
था जब कि ब्रिटिश राज्यके भ्रति-वे वड़ी ही भक्ति ओर श्रद्धा 
रखते थे | गाधीजीमे ब्रिटिश राजका द्रोह केवछ गोरोके रग-द्वेप 
ओर अग्नेजोंके विजातीय वा विवर्मीय होनेके कारणसे नही पेदा 
हुआ | लेकिन ब्रिटिश राजकी आन्तरिक घुराइयोंने ही जो उनको 
र्वय॑ देखने ओर अनुभव करनेको मिलीं, वास्तवमे उनको 
विद्रोही चनाया हे । ब्रिटिश राजसत्ताकी असत्यता, अधर्म ओर 
अनीति यवि गांधीको त्रस्त न करतीं ओर भारत तथा विग्वके 
कल्याणके लिए उन्हें वे अशुभकर न अतीत होतीं, तो गाधी 
ब्रिटिश राजसत्ताकों खण्डित करनेके वजाय उसे वनाने आंर 
संवारनेमे ही अपने जीवनकों अर्पित कर देते। ओर जब तक 
गावजीको यह ग्रतीत होता रहा कि ब्रिटिश राज्य ओर शासन 
कतोओंकी नीति समिष्टि रुपसे प्रजा पोपक है, वे नि.सन्देह 
अग्नेजोकी भाँति ही ब्रिटिश राज्यमे वरावर अपनी निष्ठा दिख- 
लाते रहे | अपनी राजनिछ्ठाके लिए उन्होंने अंग्रेजोंका राज गीत 
“गॉड सेव द किंग? तक बड़े श्रमके साथ कंठ किया, ओर जहा 


श्श्र 


महात्मा गाधी 


तहाँ नेटालकी सभाओंमे अग्रेजोके साथ मिलकर उसे गाते भी 
रहे | गावीकी यह राजनिष्ठा किसी स्वार्थ पर आधारित न थी | 
उनका तब विचार ही यह था कि क्‍योंकि राजा प्रजाके लिए 
वह॒तसे हितकर कार्य करते हैं, इसलिए प्रजा पर राज्यका ऋण होता 
है, जिसको एक वफादार प्रजाके व्यक्तिको अदा करना चाहिए। 
अतः स्वामिभक्ति या वफादारीका शुण उनसे एक स्वाभाविक 
गुण था, ओर इसलिए अवसर मिलते ही वे अवश्य उस कार्यो 
में हाथ वेंटाने छगते थे, जिससे शाज्यकी ग्रतिष्ठा बढ़े ओर उसे 
लाभ पहुचे । १८८६ $० सनमे गावीजीने भारत लीटने पर जब 
उस समय महारानी विक्टोरियाकी 'डायमंड जुबली? की तथा- 
रियाँ होती देखी थीं, तो उन्होंने भी अपनी राजभक्ति प्रदर्शित 
करनेके छिए राजकोटकी एक समितिमे सिल्कर “जुबिली' मे 
सहयोग दिया था ।* 


+ 


बोझर युदध-- 


इस ब्रिटिश राजनिछासे ही प्रेरित होकर सन्‌ १८९५९ मे जब 
अफ्रीकामे वोअर युद्ध छिडा तो गाधीजीने तुरन्त ब्रिटिश राज्य 
को सहयोग देनेका निश्चय किया, यद्यपि उनके निज्ञी मनो- 
भाव ख़ब वोअरोंके पक्षमे थे। गांधीजीने लिखा छे कि “जब 
यह युद्ध छिडा तब मेरे मनोभाव बिल्कुल वोअरोके पक्षम थे, पर 
में यह मानता था कि ऐसी वातोंमे व्यक्तिगत विचारोंके अनु- 
सार काम करनेफा अधिकार अभी मुमे प्राप्त नहीं हआ है 
इतना ही कहना काफी ह कि ब्रिटिश राज्यके श्रति मेरी बफा- 


२--आंत्मकथा, भाग २ पृष्ठ १९०-१९१ 
प्ट १९३ 


लत तन >>«>+-+>«>->>+«५२०००-००-.......... 


युग -पुरुष 


दारी मुझे उस युद्धमें योग देनेके छिए जबदेस्ती घसीट ले गईं ।”? 
उनका यह भी विचार था कि ब्रिटिश प्रजाकी हेसियतसे जब वे 
हकोकी चाहना रखते है तो ब्रिटिश-प्रजाकी हेसियतसे उन्हें 
त्रिटिश-राज्यकी रक्षामे सहायक भी होना चाहिए। साथ ही 
गाधीजी अग्रेजोमे फली हुई इस आम धारणाको कि हिन्दुस्तानी 
जोखमके कार्यमें नही पड़ते, स्वार्थंक अछावा उन्हें ओर कुछ 
नहीं सूझता, अपने सेवा कायसे खतम कर देना चाहते 
थे। वे.चाहते थे कि हम अग्नेजोंको जता दे कि हम जितना 
अपनी रक्षा ओर सुखके लिए तत्पर रहते हैं, उतना ही ब्रिटिश 
राज्यके सुख-दुःखकी भी चिन्ता किया करते है । 


स्वय-सेव॒क्त-दु्ल -- 


अतः इन भावनाओसे शेरित होकर गाधीजीने रणक्षेन्नसे 
घायलोंकी सेवा-शुश्रूषा करनेके लिए हिन्दुस्तानी स्वय॑ं-सेवकोंकी 
एक टुकड़ी तैयार की। स्वयं-सेवक दल तैयार कर लेनेपर गाधीजी 
ने नेटाऊ सरकारकों लिखा कि उन्हें लड़ाईमे सेवा करनेका 
अवसर दिया जाय, किन्तु सरकारने धन्यवादके साथ उनकी 
सेवा लेनेसे इनकार कर दिया | पर गांधीजी किसीकी ना? से 
फभी घवराये ओर विचलित नहीं हुए है, उनकी आत्माने उन्हें 
जो निदेश दिये, उनको कायोन्वित करनेके लिए उन्होंने ससारके 
हाः--ना? की कभी कोई चिन्ताकी ही नहीं |. * 
. सरकारसे ना? मिलनेपर गाधीजी 'लेजिस्लेटिव कॉसिलके 
सदस्य श्री जेमसनसे मिले ! किन्तु उसने भी गांधीको निरा्म 
किया। जेमसनको भारतीय सहायताका उल्लेख ही हास्यास्पद सा 
११४ 





[ पृष्ठ ११9 | 


महात्मा गाधी 


मालूम हुआ । उसने गाधीजीसे रुखे शब्ठोंमे कहा, “तुम हिन्दु- 
स्तानी युद्धसे विलकुल अपरिंचित हो | तुमतो खुदही सेनापर 
एक भार वन जाओगे, वजाय तुम छोगोसे मदद मिलनेके हमे 
ही तुम्हारी रक्षाकी चिन्ता करनी पड़ जायगी?। “किन्तु”, 
गाधीजीने विनम्र होकर कहा “क्या कोई ऐसा काये नहीं जो 
हम कर सके ? क्या हस अस्पतालमे मामूली नोकरोंका कामभी 
नहीं कर सकते ? उसमे तो निःसन्देह कोई अधिक अक्लकी 
ज़रूरत न पडेगी |» लेकिन अहसे फूले हुए जेमसनने फिर भी 


“जा” कहते हुए उत्तर दिया कि “उस सबके लिए भी शिक्षाकी 
आवश्यकता है |”? 


गाधी यह उत्तर पाकर निरुत्साहित तो हुए, किन्तु वे-निराश् 
न थे। उन्होने तव अपनी योजना अपने मित्र श्री लाटनके सामने 
पेश की । उसने वडी उष्णताके साथ गाधीकी योजनाका समर्थन 
करते हुए, कहा, यही चीज है, इसे अवश्य करो, यह तुम्हारे 
लोगोको हमारी सबकी निगाहोंमे ऊँचा उठा देगी, और उनका 
हित साधेगी । जेमूसनकी चिन्ता न करो |? अतः छाटनकी सदू- 
सलाह पर गाधीजीने दुवारा सरकारको प्रार्थेना-पत्र भेजा, किन्तु 
चह भी वेकार सावित हुआ । * 

इस निराञ स्थितिमि एक और अंगरेज श्री वृथसे केबल 
गाधीको श्रोत्साहन मिल सका। डा० बूथने उन्हें पहले घायल 
सनिकॉकी शुभ्रुपा करता सिखलाया | शुश्रृपाकी योग्यता हासिल 
कर लेने पर डा० बूथकी मदद्से गाधीजी नेटालके विशपसे 





[--/ एतादा एश्वघा0: प 5०चंव। ह95०9, | |] 07६८ 
720 52-53 


१२५ 


युग पुरुष 


मिले। विशपकों गाधीजीकी योजना बहुत पसन्द, आई, ओर 
उसने सहायता देनेका पूरी तरह वचन दिया । हे 


इसी वीच घटना-चक्रने भी गाधीके लिए एक सुयोगकी 
स्थिति पैदा कर दी। बोअरोके युद्धकी तैयारी, इढता ओर 
वीरता ऐसी विकट सावित हुई, जिसके फलंस्वरुप सरकारको 
अधिकाविक रंगरूटोंकी आवश्यकता होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति 
जो मिल सकता था, सरकार उसकी चाहना करने छगी थी। 
ब्रिटिश ओर चोअर इस समय गाडन कॉलिनीके लिए जीवन 
ओर मरणके सग्राममे उल्नके हुए थे। 


घटनाएँ तेजीसे वढ रही थीं। “सर जाजे व्हाइट' २० 
अक्तूबेरको लेडी स्मिथकी ओर धकेल दिये गये थे। नवम्बरको 
नगरकी तार छाइन भी काट डाली गई थी॥ तीसरी नवम्बर 
को रेलवे छाइन भी टूट चुकी थी | नवम्बर दूसः-तक वोअरोका 
कोलिन्सो ओर तुगेला की छाईन परः।भी। कब्जा हो गया था |“ 
नवम्बर अद्दारहकों दुठमन इस्टकोर्ट तक आ पहुचा था। नवस्वर 
२१ को वे मोई-नदी तक बढ”गये थे | नवम्बर २३ को हिल्डयाड- 
ने दुश्मना पर विछोग्रेजके पास हमला कर दिया था। दूसरी 
ओर सर रेडवर्स बुलर सिविले मे अपनी सेनाको एकत्रित करने 
पर छगा हुआ था, ओर- किसी-तरहसे नदीको पारकर लेडी- 
स्मिथको ठुउठासनके दवावंसे मुक्त करनेके लिए फिक्रमे था ।? 

अतः छडाई इस समय अत्यन्त सकटावस्था पर थी । 
वबनसे वोअरोंके वढावसे खलवली मची हुई थी, ओर अग्नेज 


सत्रस्त थे। ऐसी अवस्थामे अग्रेज जनता वा सरकार 
जाति ओर रंगका विचार त्यागकर मढद पानेको स्वय ही आतुर 


११६ 


हात्मा गांधी 


हो रहे थें। वे अब परिस्थितिसे लाचार होकर सवकी अपनाने 
ओर अगीकार करनेकों तयार थे । सरकारकों सोच तथा 
घायलोकी सेचाके लिए आदमियॉकी भूख-सी हो गई थी | 
अतः स्पष्ट ह कि इसी घटना-चक्र ओर विपमावस्थासे 
मजबर होकर नेटाछठ सरकारने भारतीयोंकी भददों 

लेना स्वीकार किया था, अन्यथा वह कमी मठ ल्ेनेको 
तेयार न होती ! यही कारण था कि डा० वृथ आर विशप वेल्स 
ने गाधीजीकी योजनाको जब पुन- सरकारके सामने पेश किया, 
तो उसे तब तक मजूर न किया गया जब तक कि विशपने कनेल 
जाहन्सटनसे मिलकर उन्हें युद्धकी तेजी ओर भीपणताका भान 
कराकर यह विव्वास न दिला दिया कि घायलोकी सेवाके 
लिए उन्हें खुद ही अविकसे अधिक आदमियांकी आवश्यकता 
पडेगी। फलतेः अपनी ही चेवश्ीके विचारसे अन्तमे नेटाल 
पघरकारने गावीजीकी योजनाको स्वीकार किया आर 
भारतीय सेवादछ कायम करनेकी आता दे दी गई |" 

इस प्रकार गावीजीके नेदृत्वमे उनका सेवादछ अब कार्ये-क्षेन्र 
मे उतरा । उनके सेवादलमें लगभग १,१०० व्यक्ति थे । इस दल 
में लगभग ३,००० स्वतंत्र हिन्दुस्तानी आर शेप गिग्मिटिया 
( छुछी ) थे | दलसे लगभग ४० मुखिया थे | ड० वथ भी मेडि- 
कल सुपरिन्टेण्डेन्टक रूपमे इस टुकडीके साथ थे | गारवांजी आर 
उनके सेवादलने इतनी सक्रियता आर तत्परतास काम किया 
जिसके फलस्बरुप जनरल घुलरने खुश होकर जल्द ही गावीजी 
गे आसिस्सहठेण्ट मुपरिनटेन्डेन्ट चना दिया। 





के 


. 90 99 53-54- 
११७ 


युग-उरुष 


गाधीजीके इस सेवादलका कार्ये-क्षेत्र प्रारम्भमे थुद्धक क्षेत्र 
से बाहर रखा गया था ओर उनकी रा्षाके लिए क्रास चिन्ह 
भी लगा दिया गया था। किन्तु आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यक्ष 
युद्ध क्षेत्रकी हृदके अन्दर सी काम करनेका उन्हे अवसर मिला ।* 
यद्यपि सरकारकी इच्छा यह थी कि जहाँ तक हो सके भारतीय 
सेवा-दुलकी जोखिममे न डाछा जाय, किन्तु विकट स्थितिमे 
पडकर सरकारने कॉलिन्सोके युद्ध प्रारम्भ होनेके अगले दिन 
हिन्दुस्तानी सेवा-दल्की ठुकड़ीको युद्धक्षेत्रम पहुचनेका आदेश 
दिया । इस आदेशके मिलते ही एक हजार भारतीय उपयुक्त 
समय पर युद्धक्षेत्रमें घायलोको ह॒ठानेके लिए जा पहुचे। बड़े 
जोश ओर तत्परतासे काम करते हुए वे ऐन आवश्यकताके 
समय पर चीवली भी पहुचे, ओर सेवाके कार्यसे अजु- 
प्रेरित हांकर तथा मार्गके खतरोकी परवाह न कर आगे बढते- 
बढते कॉलिन्सी तक चले आये ओर रातो दिन घायलोंकी सेवा 
करने में लगे रहे | ' 


युद्ध इस समय काफी भीपणता पर था। मेंदान ओर नदी 
के तट पर सब्ंत्र घायल और म्रतक ही छितरे पड़े थे । अन्लमा- 
नतः लगभग १४० उस युद्धमे मरे थे, ओर ७२०के करीब घायरू 
हुये थे। ऐसे कड़े मोके पर अगरेजोंको मदद की सचमुच 
नितान्त आवश्यकता थी, जिसकी पूर्तिम भारतीय सेवादलने 
अपने आणोको भी छूगा दिया और तुल्यानुरागके साथ ऑगरेज 
साथियोंसे मिलकर निष्ठा और आत्मीयतासे अन्त तक उनकी 
सेवा करते ही रहे । 


२-आत्मक्था-भा ३ घछ २३६-२३७ 
११८ 


महात्मा गांधी 


युद्धकी एक सधुर स्टृतिका गांधीजीने बडे उत्साह ओर चाव 
से उल्लेख किया है । युद्धोमे वहादुरीसे रूडते हुये लाडे रावटसके 
पुत्र लेफ्टीनेन्ट रावटेसको मसोन्तक गोली छगी थी । उनके शव 
को ले जानेका कार्य-भार हिन्दुस्तानी सेचा-दूकी दुकडीको 
मिछा था जिसके अगुआ गाधीजी थे | गाधीजी लिखते है, इस 
दःखके समय गोरे ओर हिन्दुस्तानियोंके दिछ इस तरह पिघल 
कर एक दूसरेके लिए सहानुभूतिसे भर गये थे कि रास्तेमे थके 
आंर प्यासे होने पर जब उन्हें पानीका एक मरना मिला तो 
हिन्दुस्तानी टामियो ओर टामी हिन्ठुस्तानियोंसे देर तक यही 
दर आग्रह करते रहे कि पहिले तुम पीओ और पहिले तुम 
पीओ |" 


स्पियान्कीप ( 0]20765०£ ) की लडाई--- 


फॉलिन्सी ( (0।८०४० ) की लडाईके उपरान्त गराधीजीके 
भारतीय सेवा दल्'को युद्ध कार्योंसे मुक्तकर डरवन वापिस भेज 
दिया गया। किन्तु उन्हें साथ ही यह बतला विया गया कि 
दूसरा घबुछलावा भी उनके लिये जल्द आ सकता है। आर 
यह दूसरा बुछावा एक महीनेके पठ्चात्‌ स्पियान्कीपकी लडाईके 
समय मिला। लेकिन इस एक सहीनेके अवकाश-कालमे भी 
गाधीजी आर उनका सेवा दल चुप हो कर न बठा रहा। इस 
चीचमे सेवा ठलके छगभग ३६ भारतीय नेताओंने अस्पतालमे 
रहकर कुआअल डाक्टरॉकी देख-रखसे चिकित्साका भी थोडा बहुत 
फास सीख लिया, क्योकि वे युद्ध क्षेत्रमे घायछोंकी सेवाके लिये 


है 


) ४७5 0/5320 26८४८ लो 225५ कद जि ज जलती ला 3 ++-++ ८ 4 जीनीनाननानकनन न 


१--वही भा-३ एपष्ड २३८ । 
११९ 


युग-पुरुंष 


अपनेको हर प्रकारसे योग्य बना लेनेको उत्सुक थे। स्पिया- 
नन्‍्कोपके युद्धमे गाधीजीके सेवा दलने लगभग तीने सप्ताह तक 
घायल सेनिकोकी डटकर सेवाकी थी । सेवा दल्वांलोंको युद्धमे 
घायल हुये सेनिकोंको उठाकर गोली बारूदकी हृदसे बाहर 
पच्चीस-पच्चीस ओर तीस-तीस मील दूँर तक ले जाना पडता था । 
यह सारा इन्तजाम गाधीजीकी देखं-रेखमे होता था। इस 
युद्धमे जनरल उड़्गेट ( 5०7८४४ एछ/000989/6 ) को संमाीन्तक 
चोट आई थी | डड गेटको रण क्षेत्रसे बाहर अस्पतालंमे पहुंचाने 
का काये गाधीजीको ही सौपा गयां था। हिदायत यह थी कि 
घायल जनरलको इतनी शीघ्रवा ओर सावधानीके साथ अस्पताल 
पहुचाया जाय कि रास्तेमे ही उनके प्राण न निकछ जाय ओर 
मागेमे कोई कष्ट भी न होने पावे । गाधीजी ओर उनके साथियों 
ने बडी खूबीके साथ इस कार्यको निभाया। बड़ा ही हृदय 
विदारक वह हृह्य था । वेचारा घायल जनरल वेदनाके मारे तड- 
पड़ाता था ओर गाधी तथा उनके साथी बडी शाढीनता आर 
शीछताके साथ कडी धूप ओर लूमे उसे सावधानीसे छिये 
चले जाते थे हि 


स्पियान्‍्कोपकी लड़ाईका सबसे विकट अवसर वह था, 
जबकि धूप कड़ाकेदार पड रही थी आर गर्मीसे व्याकुछ हुय 
सेनिक घडा वड़ नद्ीके उस पार गिरते जा रहे थे ओर कोई 
वहाँ उनकी खबर-सार लेने वाला या देख भाल करते वाला तक 
नथा। अतः इस जरूरतके अवसर पर गाधीजीमें ही एक 
सहारा अनुभव कर मेजर वापतेने उस समय उनके पास पहुच 
कर उन्हें स्थितिकी भीपणता ओर उस पार सहायताकी आवब्य- 


2२० 


महात्मा गाधी 


कता दर्शाते हये कहाकि उन्हें मालूम है कि मारतीय सेचा दलको 
गोली बारूदकी हल्के भीतर काम करनेसे मुक्त रखा गया है । 
फिन्त इस समय तीत्र आवश्यकता आ पड़ी हे, ओर यद्यपि मे 
इसके छिये जोर नहीं डाठ सकता, तथाएि यदि तुम्हारा सेवा 
दल नढीके उस पार जाकर काम कर सके तो बड़ी सराहना 
डस कार्यकी होगी / नद्दीफे उस पार जाना अवृ्य खतरेसे 
खाली न था | ठुग्मनकी गोली वास्ऊ़ सीपणतासे चल रही थी। 
लेकिन गाधीका निर्भक हृदय असहायाकी सहायता लिये पीछे 

हीं, हमेंझा आगे रहा ह। कृष्ण आस गीताका भक्त असलहायोको 
पुकार पर शान्त कसे बठे रह सकता था| अतः बापततेका इशारा 
पाते ही गावीजी ठुरन्‍्त अपने साथियोंके पास पहुचे ओर आतु- 
रत्ता भरे शब्दोंम उनसे पूछा क्या थे चछेगे” ओर योग्य सेना 
पतिके योग्य सनिकॉन तेजीसे उत्तर दिया “जरुर”? । गाधीजी 
खिलखिला 5० | उन्होंने एक दम अपने साथियोंकों लिया ओर 
सागके खतराकी परवाह न करते हुये पुलको पार कर नदीके 
दूसरी तरफ जा पहुचे, जहाँ आनेके लिए आत्तोकी नाद उन्हें 

कार रही थी। निभीक गाधी आर उनके साथियाक आत्म- 
त्याग, सेवा ओर परिश्रमसे कई त्रिटिश सनिकोकी जानें उस दिन 
अकाल ग्रस्त होनेसे चच गई'। श्री जे० डोकने भारतीय सेचा 
उलक इस कायकोा श्रसंशा करते हुये लिखा हू कि “उस दिन 
भारतीयाकों निष्काम आर साम्रयिक सेवा त्तथा प्रयत्नसे 
हमार कई सनिकोंके प्राण चच पाये।? 


स्पियान्क्रीपफ्े अछावा वालक्रॉज्जञाफि यद्धमे सी माधी ओर 
इनके सा उठने असीम स्वाग थार उ्त्साहसे घायल संनिकादा 


श्र 


जि 


युगे-पुरुष 


सेवा की। वालक्रॉज्ञाके युद्धमें गोडी वारूदकी वोछारोंके चछते 
हुये भी भारतीय तत्परता और निर्भीकतासे घायलोंको युद्ध क्षेत्रसे 
हटानेमे तल्‍्लीन रहे । श्री डोक लिखते है कि “भारतीय अस्प- 
तालके अदली, पानी भरनेवाले, घायलोंकी सेवा करनेवाले, तथा 
वीमारोको ढाने वाले कुली सबके सब इस विपत्तिसे सहायता 
पहुचानेकी कटिवद्ध थे। कई बार उन्हें गोरे सेनिकोके हाथ 
तिरष्कार भी सहना पडा ओर गोलियोकी वबोछारोका भी मुका- 
बला करना पडा, किन्तु तिस पर भी वे बड़ी शान्ति ओर शाली- 
नताके साथ सब कुछ संहते हुये अपने कर्तव्य ओर टेक पर 
इढ रहे ओर अंतमे सेनिकॉंके की अपरिमित सराहनाके 
पात्न बने ।! 
गांधीजीके लेतृत्वमे भारतीय सेवा दुलने अंगरेजोकी जो 
सेवाएँ की, उन्ती उस समय खूब प्रशंसा हुईं। जनरल बूलरने 
खुद अपने खरीतेमे भारतीय सेवा दलके _कार्योकी प्रद्यंसाका 
उल्लेख किया। सेवा दलूके नेताओंको उनकी इन सेवाओंके 
उपछक्षमे तसगे सी प्रदान किये गये। इन सेवाओंके फलसे 
हिन्दुस्तानियोंका गोरच भी अगरेजोकी नजरमे वहुत्त वह गया । 
हिन्दुस्तानियोंके प्रति गोरोने अपनी आन्तरिक अतिष्ठा ओर 
स्नेह जतल्ानेके छिये “आखिर हिन्दुस्तानी है तो साम्राज्यके 
वारिस ही” जेसे अभिम्राय रखने वाले गीत गाये । 
युद्ध ज्षेत्रम जो भारतीय कास आये थे, सरकारकी तरफसे 
उनको पूर्ण सम्मान दिया गया ओर उनकी यादगारमे जोन्स 
बरगंमे एक विशाल स्मारक खडा किया गया | यह स्मारक पूर्वीय 





4. व 7 उश्मतदीत 799] ] 007%6 979 55-56. 


वर 


कि 


महात्मा गाँधी 


साम्राज्यके उन वच्चोकी सच्ची सेवाओंके प्रति, जिन्होंने गाधीजी 
के साथ मिलकर अगरेजोंको उनके महान सकटमे मदद पहुचाई 
थी, उत्पन्न हुई सदर भावनाओंका एक सुरमित पुष्प उपहार था ।* 


किन्तु युद्धकी सेवाओसे गोरोंके साथ जो मधुर सवध 
क्रायम हुआ, ओर युद्ध कालमे गोरों द्वारा हमार जो श्रशसाके 
गीत गाये गये, बह सब क्षणस्थाई साथित हए। वास्तविक रूपसे 
हमारी स्थिति जरा भी न बदली आर पहलेकी ही जंसी बनी 
रही । इतनी सेवाओंके वाद ओर प्राणोंकों सकटमें डाल 
दक्षिण अफ्रीकाकी रक्षा करने पर भी वहाके भारतीयॉको ब्रिटिश 
नागरिकोंके हक न मजूर किये गये। अपितु हकॉकेलिय आवाज 
उठाने पर उन्हें जलॉमे ठस कर सडाया ओर बवाद किया गया, 
आर आज तक किया जा रहा है । आज १९०६-१९४७ मे भा 
गोरी अगरेज जातिका रग-द्ेेप भारतीयोंकी वर्बादी पर तुला है । 
आज भी श्री स्मट्सकी गोरी सरकार २९,०००० भारतीयों--हिन्द 
मुसलमान आर सिख--के ह्कोकी छीनकर उन्हे पद दछित करने पर 
तुली हू । भारतीयों एबं सम्पूर एशियाईऑके विरुद्ध स्मट्स 
सरकारने 'दी ऐसियाटिक छण्ड टिनियोर बिल, ( 7० /580८० 
7.000 ॥'८ाण्पर८ 9] ) युनियन पार्लियामेटके सामने पेश किया 
ह₹। यह बिल श्री एम० ए० मिजा, जा साउथ अफ्रीफन इन्डियन 
डल्गिय्ननके एक भेम्बर हैँ, के अनुसार उन भारतीयोंके न्यायपूर 
अधिकारोंकोी कुचलनेके लिये है, जिन्हाने दक्षिण अफ्रोका् 
साम्राज्य निमोणमें मदद पहुचाई थी।* किन्तु स्मट्सकी गोरी 


4 वा फुए 37 
2. शैग्रपएय३ फम्य्य 9थ00:3 >शिटो 23, 4947. 


१२३ 


पथुग-पुरुष 
सरकार भुछावेमे हे कि वह भारतीयोंको तोप ओर गोलोसे 
त्रस्त ओर आतकित कर उन्हें कुकाने ओर पद्दकछित करनेमे 
सफलता प्राप्त कर सकेगी। भारतीय स्वाभिमान इस अत्याचार 
को न सहन करेगा । भारतीय मिटना पूसद करेगें, किन्तु अन्याय 
के सामने कुकना नही । खबरें आ रही है कि दक्षिण अफ्रीकाके 
दो छांख सारतीय, यदि भारतीयोंको बर्बाद करने वाले :ऐशिया- 
टिक छेन्‍्ड टेनिओर व इन्डियन रेप्रिसेन्टेशन विछ॒ पास किये गय, 
तो प्राणोकी बाजी लगाकर सत्याग्रह करेगे। भारतीय सम्मान, 
गोरव, ओर हकोकी रक्षाके लिये ओर दूसरा उपाय-हो क्या 
हो सकता है ११ है 


हमने यह पुस्तक लिखी थी १९४६ में 'ही ओर यह छप॑ रही 
है कारण बस१९४७के अतमे, अत्त+ हम यहाँ पर पाठकोकी सूचना 
के छिये यह नोट कर देना चाहते है कि दक्षिण अफ्रीकाका 
सामला कुछ समय पहिले संय॑क्त राष्ट्र सुरक्षा संघ्म पेश हुआ 
था ओर वह पास भी हो गया था, लेकिन १९४७ मे नवम्वरकी 
सुरक्षा सभामे यूरोपियन गुटने उस अस्तावकों गिरा दिया'है। 
इसलिये दक्षिण “अफ्रीकाम अपने अधिकारोके लिये भारतीयोका 
सघप जारी हे ओर सुरक्षा सभामे भारतीय सासलेको पेश करने 
चाछी मास्को स्थित भारतीय राजदूत श्री विजय छक्षमी पंडितने 
१ डिसम्बर १९४७ को न्यूयाकसे नेटाल मारतीय काग्रेसकी प्रधान 
सत्रीको एक सदेश देते हुय यह कह है कि दक्षिण अफ्रीकामे जो 
सत्याग्रह होरहा हे, तवतक चलता रहे, जबतक व्यक्तिया, 


७७७ कु 


आर राष्ट्रॉस भेद-भाव समाप्त नही कर दिया जाता । ससारसे 
4. वात 39४८४ 2, 7946 


१२५ 


महात्मा साथी 


मानव अधिकारोंके लिये जो छडाई चल रही है, दक्षिण अफ्रीका 
का सत्याग्रह उसका मुख्य अँग हे। दक्षिण अफ्रीकाके 
भारतीय धर्य न छोडे ओर प्रसन्नतासे सत्याग्रह करते रहे। 

इस जनवरी ( १९४८ ) से 'इम्रीगेरन्ट रेगुलेशन एक्ट? 
( १९१३ ) के विरुद्ध वहाँ सत्याग्रह चल रहा है ओर सत्याग्रही 
नेटालसे टान्सवालकी सीमाओंका निर्भकताप्बंक अतिक्रमण कर 
रहे हैं । उज्षिण अफ्रीकाकी सरकार कठिनाईमे पट गयी 
सत्याग्रहियाको रोकना उसे मुठ्किछ पड़ रदा ह, जसा कि वहॉ 
से आनेवाल समाचारोसे पता चलता ह । 


मातृभूमिको 
( १६०१-१९०२ ) 
अध्याय ७ 


वोअर युद्धमे सेवादल बनाकर काम करनेसे गांधीजी 
हिन्दुस्तानियों वा गिरमिटियोके निकटतम सम्पर्कमे चले आये 
थे। लड़ाईसे हिन्दुस्तानियोंमे सगठन और जाग्रति भी वढ ष्च्ढी 
थी। गाधीजीने उनमे “हिन्दुस्तान! या माठभूमिके अ्रति भी 
आकर्षण पेदा कर दिया था। इससे पहिले विदेशोंमि वसे श्रवासी 
भारतवासी, अपनी माठ्भूमिके श्रति अपना कोई विशेष कत्तेन्य 
वा उत्तरदायित्व न समझा करते थे। लेकिन गाधीजीके प्रयत्नो 
मे उनमे अपने माठ्देशका भेम प्रवलतासे सचारित कर दि्या। 
इसीका फल था कि जब १८९७ और १८९९ मे भारतबषमें 
अकाल पड़े, तो दोनो समय दक्षिण अफ्रीकाके_ भारतोयोनि 
भारतवर्षको खूब मदद पहुचाई। दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय 
अब निःसन्देह अपनेको पूरी तरह भारतकी ही सन्तान मानने 
और सममने छगे और परिणामतः भारतवर्षकी विपदाओंमे तबसे 
अपनी तरफसे सहायता पहुचानेको हमेशा तैयार रहा करते है। 


दक्तिण अफ्रीकासे भारतव्शे- 


गावीजी प्रारम्भमे दक्षिण अफ्रीका इस विचारसे आये थे 
श्य्ध्‌ 


सहात्मा गावी 


कि वहॉँके भारतीयॉंका काम निपटाकर वे एक महीनेके भीतर 
भारत लोट आयेंगे, किन्तु बहॉके मामलॉमि उन्हें लग गये ६ वर्ष। 
इस लम्बे अरसेसे वे हर प्रकारसे वहाँ भारतीयोंकी सेवा करते 
रहे ओर भारतीय सान ओर गौरबको वढानेमे संलग्न रहे, 
लेकिन तिसपर भी वे क्षणभरकोी अपने मुल्ककी याद न भूला 
सके और हमेशा इसी चिन्तामे घुलते रहे कि भारतभूमिको 
सेवा करनेका कब उन्हें अवसर मिल सकेगा ? 


वे हमेशा इसी अवसरकी ताकमे रहते कि अफ्रीकाका काम 
समाप्त हो और वे स्वदेश सेवाके लिये भारतको लोट आये। 
उनका अन्तर हमेशा उन्हें यही इंगित किया करता कि उनका 
काम ओर उनकी आवश्यकता दक्षिण अफ्रीकासे अधिक भारत- 
चर्पषमे हैं। अतः १९०० के लगभग जब वोअर युद्ध समाप्त 
हो गया आर वोअंरों द्वारा ववाये गये प्रदेशो--लेडीस्मिथ, 
किंवरली, मेफिंग, ट्रान्सवाल ओर फ्रीस्टेट आदिपर फिरसे 
अगरेजोंका कब्जा हो गया, तो गाधीजीने सोचा कि दक्षिण 
अफ्रांकामे उनका कास अब समाप्त हो गया ओर इसलिए उन्हे 
भारतकी सेवाके हित स्वदेश लोट जाना चाहिये । उनके ठिलमे 
स्वदेश सेवाकी कामना निःसन्देह वहुत प्रवछहो उठी थी । गाधी- 
जीने अपनी यह अभिलापा दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय मित्रों ओर 
सहयोगियोंकी भी जतला दी। दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय अपने 
सुख-दुःफके साथीसे इस प्रकार विल्लग होना पसन्द तो न कर 
सके, परन्तु गाधीजीकी निःस्वाथ इच्छाके विपरीत भी वे केसे जा 
सकते थे | अतः बडी मुश्किलसे अन्तमे दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय 
मित्रोंने यह वचन लेकर कि यदि 'एक सालके अन्दर लोगोंको 


श्र७ 


युग-पुरुष 


उनकी जरुरत सालूस हुईं तो उन्हें वापिस घुछा छिया जावेगा, 
गाधीजीको छोटनेकी अनुमति दे दी ।! गाधीजीने इस निःस्वा्थे 
शर्ते और प्रतिवन्धकी खुशी खुशी स्वीकार किया ओर १६०१ के 
अन्तमे देश छोटनेको तेयार हो गये । 


गएवीजीकी विदाई-- 


अपनी सेवाओके फछस गाधीजञी दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयों 
के कठहार हो गये। अतः अपने प्यारे गाधीजीकी विदाईमे 
अपने हृदयके प्रमके साथ' अपने खजानोके रत्न भी उडेल दिये । 
भारतीयों द्वारा उनकी प्रतिष्ठाम कई सहत्त सभाएँ की गई' और 
अपना अतुल स्नेह ज़तछानेके लिए लोगोंने गांधीजीको सोना, 
चादी ओर हीरेकी बहुमूल्य भेटोंसे ढक दिया। उनकी छोक 
सेवाका यह विमल पुरस्कार था। किन्तु गाधीजी उन्त भाड़े और 
किरायेके सुवारको वा सेचकोंमेसे नहीं है, जो अपनी सेवाओका 
एहसान सानते ओर उसका मूल्य चाहते हैँ । गाधीजीका तो 
प्रारभसे ही यह निश्चित मत रहा हे कि सेवा वेचनेकी चीज 
नहीं, जो उसका किसीसे दाम लिया जावे ! अतः अपनी पत्नी 
फस्त्राबाईका अनिच्छा होते हुए भी गाघीजीने अपने तथा 
स्व० कस्त्रवाकों सेटमे मिली तमाम चीजें जिस समाजसे 
मिली थीं, उसी की सेवाके लिए वापिस छोटा दी । 


उनके निव्श पर उपहारकी वस्तुओका एक ट्रस्ट बना दिया 

गया आर घोषित कर ठिया गया कि उसका उपयोग आवश्यकता- 
किक कक [0 [कर ञ «० #७ 

मुसार लोक-सेवाफें लिए किया जावेगा। गांवीजीकी इस 


श्य्ट 


महात्मा गावी 


निःस्वार्थ प्रवृत्तिने लोगाको ओर भी मोहित कर डाला , उन्हें 
ताज्जुब था कि एक व्यक्ति इतना निःस्पृह ओर स्वार्थ रहित भी 
हो सकता है ? किन्तु तब किसे सादम था कि गांधी 'लोकसेव? 
के लिए ही पंदा हुआ है, ओर जिसे आगे चलकर महात्मा 
होना ६--चह भरा छोभ आर मोहके निचले स्तरमे केसे विचर 
सकता है ? गांवीजीक इस ऊंचे त्यागयक्री महत्ताका कस्तूरबाले 
भी अपने आगेके जीवनमें प्रत्यक्ष अनुभव किया ओर समझ 
लिया कि स॒वर्णाका प्यार मनुष्यको गिराता हे, ओर भवका प्यार 
भगवानसे विछुड़ाता है। 'वा'की इसी अनुभूति आर प्रतीतिने 
ध्वाश्की गाधीकी पूर्ण छाया ओर राष्ट्रकी माताके पदको पहुँचाया 
है. यह भी स्मरण रदे कि गाधीकी इस निःस्पहताका ही परिणाम 
हैँ कि जब कभी अपने रचनात्मक कायके लिए वे धन चाहते 
है तो उनके मुख खोछतेही सारा देश अपनी थेलियोंके सुख 
खोल दिया करता है । 


भरती राष्टरय महासभाम प्रथम बार -- 


विदाईका समारोह खतस होतेही सभ्‌ १६०१ के अन्तमे 
गाघीजी दक्तिण अफ्रीकास सपरिवार भारत लोट आये। उस 
साल दिसम्बर १९०१ को भारतकी राष्ट्रीय महासभा कार्ग्रेंसका 
कलकत्ताम अविवेशन चलाया गया धा। अविवेजनके सभापति 
दीनशा एदलछजी वानच्छा थे। गराधीजीको भी महासभा की 
कायवाहियाम भाग लेनेकी इच्छा थी। इसके वो कारण थे 
एक तो यह कि काग्रंसकी कायवात्यिका प्रत्यक्ष अनुभव कर 
अपनेको वे हिन्दुस्तानडी सेचाफे लिए तेयार करना चाहते थे 

र्र श्श्५ 


महात्मा गाधी 


असमानता घरती जा रही है जो भारतीयोंके मान ओर मर्यादा 
एवं स्थितिको मेट देनेवाले है ! यह सव हुआ, क्‍योंकि भारतवप 
तब परतत्र था | पर यदि उस समय भारत भी स्वतत्र होता तो 
उसके राष्ट -जनोंके साथ विदेशी उपनिवेशोमे कोई ऐसा अप- 
सानका व्यवहार न कर सकता था ! अब भारत स्वतत्र हू आर 
इसलिए हमे आशा है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार दक्षिण अफ्रीका 
के भारतीयोंके हक ओर सम्मानकोी जब तक प्रतिष्ठित नहीं कर 
छेगी, चेन न लेगी | 


१६ ०२ दी महासभाझा स्वदप--- 


कलकत्ता पहुचनेपर गावीजीको उसी रिपन कालेजमे ठहराया 
गया जहा पर छाकमान्य भी ठहरे हुए थे। गांधीजीकी महासभाके 
प्रवन्धकी देखकर दुःख ओर आइचये हुआ। हिन्दुस्तानकी 
राष्ट्रीय महासभा, जिसे वे हिन्दुस्तानके त्राणणा स्रोत ओर 
एकमात्र साधन समभते थे, की आन्तरिक अव्यवस्था ओर झिथि- 
लतासे उनका स्तम्भित ओर दु खी होना स्वाभाचिक ही था । 
ऐसी महासभा क्‍या कुछ कर सकेगी, वे यही सोचने छगे 


स्व॒यंसेव॒क्त--- 


महासभाफे स्वयंसेवक भी उन्हें ढीले-ठाले मिले! उनमे 
गादीजीने सेवाकी कासना तो देखी, किन्तु उस प्रकारकी शिक्षा 
ओर सेचाफ़े अभ्यासका उनमे विलइुल अभाव पाया। नि.सन्देह, 
केवल इच्छा द्ोनेसे द्वी को3 सेवक वनकर सेवा थोड़े ही कर सऊता 
हे। सेवक होनेफे लिए तो पहले सेवा फरना जानना ज़रूरी है, 


१२१ 


युग-पुरुष 


आर सेवा धर्म कहते किसे है, इसका भी मर्स जानना आवश्यक 
है! लेकिन १९०१ की महासभाके स्वयंसेवक -इस भावो' ओर 
विचारोसे अनभिज्ञ ही नहीं,अपरचित भी थे। अतः वे क्या सेवा 
किसी की कर पाते ? हाल यह था कि उन्हें जो भी काम सोपा 
जाता, वे एक दूसरे पर टालते फिरते, ओर परस्पर छड़ भी 
लिया करते थे। इस त्तरह परस्पर विरोध रखनेवाले ओर काममे 
टाछाटूली करनेवाले देशकी सेचाके केसे योग्य हो सकते थे। 
उनसे आज्ञा ही क्‍या की जा सकती थी ? परन्तुगांधीजी की पेनी 
इष्टिको यह मालूम करते देर न छगी कि दोप असलमे स्वयसेबको का 
नहीं-महासभाका है । वे लिखते है कि सेवाके लिए “एक तो इच्छा 
होनी चाहिए और फिर अभ्यास | इन भोले भाले स्वय सेवकों में 
इच्छा तो बहुत थी, पर तालीस ओर अभ्यास कहाँसे हो सकता 
था ?” क्योकि जिस महासभाको उन्‍हें शिक्षा ओर दीक्षा देकर 
ओर अभ्यास कराकर सेवाक योग्य वनाना था, वह “सालसे 
तीन दिन होती ओर फिर सो रहती |? अतः गांधीजी इसी 
निष्कप पर पहचे कि “हर साल तीन दिनकी तालीससे कितनी 
वातें सीखी जा सकती है ?? 


ग्रातिनिषि-- 
जो हाल गावीजीने स्ववसेवकोका देखा, वही हाछ उन्होने 
काग्रेसके श्रतिनिवियोका भी पाया। देशके ये प्रतिनिधि सेवाका 


धर्स वा मर्म कुछ न समझते थे। अपना सारा काम वे दूसरोंके 
हाथासे ही किया करते थे । तव भला वे दूसरोकी क्या सेवा 
करते ? किन्तु इसका कारण भी यही था कि महासभास उन्हें 


श्श्र्‌ 


महात्मा गांवी 


कोई नियमित ओर स्वतन्त्र ताठीम नहीं मिला करती थी, “ 
भी? गावीजी लिखते हैं, “तीन ही दिन तालीम मिलती थी ।” 


छुआ-छृत -- 


सहासभाम भाग छेने वाले प्रतिनिवियोमे शावीजी को 
जाति-पातिके भेदभाव भी बड़ जटिछ आर गहन रुपम देखने 
को मिले । उन्होंने देखा कि लोगोंस छुआ-छूतकी चीमारी 
बड़े उग्च ओर - भयद्डूर [र रुपम घर किये हुए है। यह जाति- 
भेद आर विपस वर्ण-धर्म उन्हें असहनीय प्रतीत हुआ । 
गोतम चुद्धकी भाति उन्हें भी भासित हुआ कि यही 'सेदः 
हमारे दुःखोका मूल है । समाजकी इस दुराचवस्थाका देखकर 
सहसा उनके मुँहसे “ओफ” की मार्मिक पुकार निकाल पडढी। 
इनका यह ओफ जितना मार्मिक श्रोर करणाद्र था, उतना ही 
सारगर्भित भी । गाधीजीके हरिज्नन आन्दोछनका महान चृक्ष 
उनकी वेदनाके इस' ओफः! से ही तो उगा ओर विकसित हु है । 


गुन्दगी--- 


गठसी भी गाधीजीको महासभाके अधिवेशनमे विराट रूपमे 
देखनेगो मिली | उन्होंने बताया हे कि गठगीकी वहाँ कोई 
हीनथी आर पाख़ाने तो इतने गंदे थे कि वे लिखते हैं, 
“उनकी चदवुसे आज भी रोंगदे सड़ हो उठते हैं ।४ इस 
गन्दगीफी ओर गाधीजीन बहाके स्ववसेवकाका ध्यान आऊर्पित 
भी किया, लेफिन वे कब ध्यान देनेवाले थे ? अपितु वे गाधीजीऊे 


उस उशारेसे चकित ही हुए, आर उसछिए उन्होंने गाधीजीको 


५ हल्की । 
(धुद्‌ 


थुग-पुरुष 


उत्तर दिया कि “यह तो भंगीका काम है।” गाधी भी यह म्रत्युत्त - 
पाकर अवाक्‌ हो उठे और उन्होंने तुरन्त ही माडू मेंग[कर खुददी 
अपना पाखाना साफ कर लिया | ५ अपने 'स्वः पर स्थित रहने 
वाले स्वावलम्बी गाधीको दूसरेके मुँह ताकनेकी आवश्यकतादी 
कया थी ? बरन्‌ अपने इस कार्यसे उन्होंने अज्ञान ओर अहकारके 
टीले पर खड़े स्वयसेवकोकी अवश्य ही उनके थोथे 
बड़प्पतका आभास करा दिया होगा। एक बात यहाँ पर 
याद रखनी चाहिये कि महाससाके इन हृश्यो-स्वयं सेवकों 
ओऔर प्रतिनिधियों की अज्ञानता, सहा[समभाकी क्षशिक-चेतनता, 
छूआछूतकी वीमारी ओर गनन्‍्दगी आदिको देखकर गाधीजीकों 
तभी पता चछ गया था कि भारतीय राष्ट्रकी सेवा करनेके ल्यि 
उन्हें क्या-क्या ने करना होगा ? उन्‍हें यह भी मालूम हो गया 
था कि भारतको उठाने, जगाने ओर महान बनानेके लिये किन 
साथनों तथा उद्देश्योको सामने रखकर उनको देशके राष्ट्रीय 
आन्टोलनको उत्थित करना है ? इसीलिये गाधीजीने जब 
आगे चलकर इस देंशका कार्यभार अपने कन्वे। पेर लिया, तो 
जो सान्‍य ओर साधन उन्होने महासभा और देशके सामने 
रखे, वे सब हमे इन्हीं अनुभूतियों पर आधारित मिलते है । 
ऋनुभवकी भूख-- के 


गाधीजीका अपने भविष्य लीवनमे भारतकी महासभामे 
मिलकर देश की सेवा करनेका प्रास्म्भसे ही-पूरा इरादा था: 
इसलिये वे महासभाकी हर प्रकास्से समझ और वुम लेना 
आदत दे जब न अनिल डलत श्रे। वे चाहते थे कि महासभाके अन्दर पेठ कर उसकी 
3 वर“ कक नकल न 84 कक मनन ते पल टन 
१--आत्मकथा, भोग रेट २४६-२४७ 
१३४ 


महात्मा गाघी 


चास्तविकताकी वे निख ओर परख छे। अतः महासभाक्ते 
आअधिवेशनको देखने भरसे वे तृप्त न हुए । उनकी इच्छा हुई कि वे 
सहासभाके दफ्तरमे घुसकर ओर सेवाका छुछ भार अपने ऊपर 
लेकर सार्वजनिक कार्यका अनुभव सी ग्राप्त कर छे । इस इच्छाके 
साथ दफ्तर मे जानेपर उनको महासभाके सेक्रेटीने चिट्ठियोफे उत्तर 
लछिफ़नेका काम विया। सेक्रट्रीको प्रारम्भम आशा न थी कि यह युवक 
इस मामूली काम करनेको तयार हो जायेगा । लेकिन जब गावी 
सहप पं उस छोटे कार्यकोी करनेक लिये, अफ्रीकाके भारतीयों के नेता 
होते हए तैयार होगये तो सेक्रटरीकी भी सालूस हो गया कि यह 
कोई 'सच्ची सेवा भावका युवकः है | निःसन्देह जो देश, समाज 
वा राष्ट्रके सेवक होते है, उनमें अहंकार क्थॉकर प्रवेश कर सकता 
हे--वे तो दसराकी सेवाके लिये हमेशा क्ुकवार चढते 
निम्नका महान सममते हैं. आर कामको देवता मानते ह, आर 
इसीलिए ससार भी इन कुऊनेवार्कों कुककर सिर पर रखता है | 


महासभाके दफ्तर या आफिसमे काम करनेसे गावीजी उसके 
तन्नसे परिचित हो गये। उफ्तरमे घसनेसे उस समयके दब 
नेताओं--गोखले, तिरछकफ. सुरेन्द्रनाथ आदिके भी वे निकट 
सम्पकमें आरा सके । महासभाकी विश्वाउता ओर भव्यताको देस- 
कर वे खूब प्रभावित हुये, किन्तु उन्हें साथ ही यह अनुभवकर दःस्स 
भी हुआ कि महासभामे समयका बड़ा अपव्यय फिया जाता € | 
उन्होने देसा कि एक तरफ तो बहों एक आद्सीऊफे करतेसे छाममे 
उससे अधिक आदमी छूगाये जाते है तो दसरी तरफ वह्तसे 
जरूरी कामाको कोई भी नहीं क्रिया करता | उन्हे इससे भी द 








ज्श्ज 


१ चहीा पट २४% 


ह 


खो 
१ 
ली 


युग-पुरुष 


हुआ कि महासभामे राष्ट्रीय भापाकी जगह केवल अग्नेजीका 
उपयोग किया जाता है। पर उदार-गांधी इससे निराश न हुये। उन्हे 
सभासे भविष्यके एकमात्र विशवा राष्ट्रीय संगठनके अक्ुुर 
रपप्ठ दीखते रहे, ओर तत्कालीक कमियोंके बारे उन्होने यही 
सोचा कि शायद तवकी परिस्थितियोमें उससे अधिक सुधार होने 
संभव ही न होगे। यही कारण है कि महासभामे जब गाधीजीका 
दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव सर्वंसम्मतिसे स्वीकृत हुआ तो उन्हें 
यह महसूस करके खुशी ही हुई कि 'मदहासभामे पास हो जानेसे 
उनके प्रस्तावकोीं सारे भारतवपका, समथन प्राप्त हो गया है ।!! 


गासखलुऋऊ साथ एक सास--- 


कलकत्तेमे महासभा समाप्त होनेके वाद गांधीजीने एक महीना 
वही ठहरनेका विचार किया । गोखलेको जब मालूम हुआ कि 
गावीजका विचार' कछकत्तेसे रुकनेका हे, तो उन्होंने गाधीजीको 
अपने ही साथ रहनेका आग्रह किया। गेखलेकी दूरदर्शी पनी 
निमाहोने सालूम कर लिया था कि गाधी वह युवक हे, जिसके 
जरिये भविष्यमे महासभाका वहुत काम होगा । 


लेकिन गोखलेसे निमंत्रण मिलनेपर भी गांधीजी अपनी स्वाभा- 
विक सकोचशीलताकोे कारण दो दिन तक भी उनके यहाँ न जा 
सके । अन्तमे गोखले स्थय इण्डिया क्लब पहुचे ( जहाँ गाधीजी 
ठहरे हुये थे) ओर उन्हे अपने साथ लेते आये। गोखलेने प्रेमभरी 
मिडकीके साथ सावीजीको इस संकोचशीटताको त्याग देनेक लिये 
कहा, ओर इस वातक लिए उन्हें प्रेरित किया कि “जितने लोगोके 








१ वही, प्रृष्ठ २५२ 


महात्मा गावी 


सम्पकर्म आ सको, तुम्हें आना चाहिये । मुझ तुमसे महासभाका 
काम लेना है ।? 

गोखलके साथ गावीजीकी यह मित्रता वढती ही चली गई। 
गोखले उन्हें अपने छोटे माईकी तरह प्यार करते ओर अपनी काई 
बात उनसे गुप्त न रखते थे । गावीका हृदय उनके इन व्यवहारा 
पर मुग्ब हो उठा । किन्तु गोखले गांवीजीके जीवनकी नियमि- 
तता, उद्योगगीलता और स्वावढम्बनकी आदतको देखकर खुद 
भी बहुत प्रभावित थ। उन्हें तभी विश्वास हो गया था कक 
गांवीमे महान व्यक्ति छिपा ह। इसी कारण गांखले बढ प्यारसे 
गावीजीफा उन सब चडे आदमियोंसे परिचय करा दिया करते 
ज्ञो उनस मिलने आया करते थे। प्रोफसर डा० अफुन्लचन्द्र 
रायके साथ भी गोखलेने ही गावीका प्रथम परिचय करवाया था 
जो अन्त तक कायम रहा। 

गाखलेके सपकने गावीजीके लिए एक सिद्धहस्त गुरूका 
कास किया। गाधीजी गोसकछ की कायपद्धति से बडे प्रभावित 
#ए। उन्हाने देखा कि मोस़छके ससयका कोड भी क्षण व्यथके 
कासोम नहीं जाता, आर उनके समस्त काय आर बाते केबछ 

देशके सचधम ही हुआ करती ह। हिन्दुस्तान की गरीबी ओर 
पराधीनता उन्हें सर्वंदा चेचन किप्र रहती दू , तथा देश की 
स्वावीनता ही उनके सामने एक ओर निश्चित छक्ष है| नि संदेह 
गावीजीका यह बडा दी साभाग्य थांत्रि उन्हे अपने सुल्करके 
'एफ एसे महान आर राष्ट्निमाताफे चरित्र आर शोर 
टेसन तथा सममने वा सअब्ययन करनेका इतलने निफ्टस झअब- 
सर प्राप्त हुआ। उन्हें प्रत्यत टो गया फि अपने सुल्फ की सेचा 


५ 


लत 


5 


युग-पुरुष 


करने के लिए जिसका कि वे दृढ इरादा कर चुके थे, किन गुणों 
ओर उपायोका अवलूम्ब लेकर उनको कार्यक्षेत्रम उत्रना ओर 
आगे बढना हेँ। 

बडे आदमियोसे भेट --- 

गोखलेके साथ रहते हुए गाधथीजी कलकत्तेके कई ईसाई 

ओर ब्रह्म समाजके नेताओं एवं गणसान्य व्यक्तियोसे सी सिलते 
रहे ओर सबको दक्षिण अफ्रीका की स्थितिसे परिचित कराते 
गये। गाधीजीने इन भेटोंका जिक्र करते हुए छिखा है ४-- 
“इसी महीनेसे मेने कलकत्ते को एक-एक गली की खाक छान 
डाछी। प्रायः पैदुछ ही जाता था। इसी समय मै न्यायमूर्ति 
मित्रसे मिला । सर गुरुदास वनर्जीसे भी सिल्ा। इन सज्जनो 
की सहायता दक्षिण अफ्रीकाके कामके लिए जरूरी थी |?” 
इन भेटाके साथ साथ गाँधीजीने धार्मिक स्थानोका भी भ्रमण 
किया। एक दिन गांधीजी काछठी मदिर भी गये। मंदिरको 
जाते समय रास्तेमे उन्होंने वलिदानके वकरोंके कतारको जाते 
हुए देखा । गांधीका वष्णब हृदय निरीह वकरोंकी भोली 
सूरताकी देखकर भीतर ही भीतर कराह उठा। मंदिरमें पहुंचने 
पर उन्तका हृदय वहाँ आनेकी भूछपर ओर भी छब्घ हुआ | 
वे हत्याके उस निर्मम ओर करुण च्थव्यको देख न सके। 
वे लिखते ह;--/ ' हम मसन्दिरसे पहुँचे। सामने लहूकी नदी 
वह रही थी। दशंन करनेके लिए खड़े रहनेकी इच्छा-न रही । 

रे मनमे बडा क्षोभ उत्पन्न हुआ । में छुटपटाने छगा ।? क्‍्यों* 





+े 


१ वहाँ पछ २५८ ्््ि 





महात्मा गाँवी 


उनका बिद्ृव प्रेमी करण हृदय छटपटाता,--बह हृदय जो 
सब जीवबोंके प्रति सम्रान स्नेह रखता है, जो जीवोमे कोई 
अन्तर नहीं मानता, जो बकरेके प्राणोंका मूल्य मनुष्यके प्राणोके 
मल्यसे कम नही ऑक सकता । उन्हें इस बातसे आर भी खेद 
हुआ कि “ज्ञानी, चुद्धिमान, त्याग वृत्ति ओर भावना-प्रवान 
बंगाल क्योंकर इस हत्याको सहन कर रहा है |” उन्हें ठशभ्ख 
हुआ कि मनुष्य देवताओके बहाने अपने गरीरके पोषण ओर 
जिहाके स्वाठके लिए असहाय वकरोंकी हत्या किया करता है, 
आर अपने पापसे देव मन्दिरको भी कछकित करता फिरता ह | 


गावीजीका विव्यास है कि चकरोंकों इस ऋर होमसे वचानेके 
लिए बहुत आत्म-शुद्धि ओर त्यागकी आबद्यकता ह, ओर 
यद्यपि उस हदकी आत्म-शुद्धि आर- त्याग उन्हें अपनेमे नहीं 
प्रतीत हुई जिससे वे स्वय इस काम को उठा सके, लेकिन उनकी 
आज्ञा है कि 'कोई ऐसा तेजस्वी पुरुष अथवा सती नारी अबबय्य 
कभी न कभी भूततल पर अवतरित होगी जो इस महापातकसे 
मनुष्य को बचायेगे, निररष जीवोका त्राण करेगे ओर सन्दिर्फो 
शुद्ध करेंगे १" 

काली मन्दिर को देखनेके बादसे वगाली जीवनका अध्ययन 
करनेके निमित्त गाधीज्ञी वहाँ के लोगों ओर धार्मिक सस्थाओंका 
चबारीफीसे निरीक्षण करने लगे | गोखलेकी कृपा आर सहयोगस 
चहॉके घड होगा आंर बडे परिवारोफे साथ उन्हे सम्बन्ध स्थापित 
ऋरनेमे देर न लगी। वे कई प्रमुख कऋ्मसमाजियोसे, इमाट्यॉस 
तथा स्वामी विवेकानन्द आर बहन निवेद्ितासे भी मिले | गाधीजी 








१-5९ पृष्ठ, २०९-२६० | 
9३६ 


युग-पुरुष 


वहन निवद्ताके रहन-सहनके ढड़ ओर उनकी शानको, देखकर 
भोचक्क रह गये, पर साथ ही उन्हे यह देखकर बडी खुशी भी 
कि निवेदिताका हिन्दू धर्मके ग्रति अगाध प्रेम है। 


इस प्रकारसे गोखलेके साथ रहते हुए सारा महिना गांधीजीने 
दक्षिण अफ्रीकाके श्रचार-काय ओर घार्मिक संस्थाओंके अध्य- 
यन करने तथा छोगोंसे भेट करनेमें व्यतीत किया | उनके 
जीवनका यह एक मास जितना सुखप्रद रहा उतना ही शिक्षाग्रद 
भी! निःसन्देह यह महीना उनके जीवनका “चिरस्मरणीय? 
महीना था। 

इसी वीच गांधीजीने पहले पहल ब्रह्मदेशकी भी यात्राकी । 
बहाँ की अवस्था भी उन्हे हिन्दुस्तानकी ही भॉति गिरी हुईं 
दिखाई दी। लेकिन वहाँ की स्त्रियोमे उन्होने पुरुषोंसे भी अधिक 
उत्साह ओर शोये पाया । तदह्मदेशसे गाधीजी जल्दी ही लोट 
आए। उनका वंगालका काम भी पूरा हो चुका था, इसलिए 
गाधीजीने अब गोखलेसे राजकोट छोट जानेके लिये आज्ञा मॉगी। 

प्रथम वार ठीसरे दर्जे मे --- 

वगालसे राजकोट आते समय गाधीजीने प्रथम वार रेलके 
तीसरे दज से सफर करनेका निश्चय किया। उन्हें गरीबों आर 
ढुः/खियोके दुःखाका इलाज करना था आर इसीलिए वे तीसरे 
इजके सुसाफिरोंकी हालत ओर ठुःखोको स्वय देख ओर समझ 
लेना चाहते थे। गोखले पहले तो उनके इस विचार पर हेँसे, 
किन्तु ' उनकी आन्तरिक भावनाओंको समझ छेनेपर उनके 
विचारकी खूब पसन्द किया ओर सहराया। गोखलेने उन्हे 

२१४० 


सहात्मा गाधी 


सफरके लिए एक पीतलका डिब्बा भी भोजन छे ज़ानेके छिए सेट 
किया | इस प्रकार थोडासा जरूरी सामान साथ लेकर गाधीजी 
राजकोटके लिए गाडीके तीसरे दर्जम सवार हो चल दिये। 
तीसरे उब्बोमे प्रथमतः गाँधीजीको अपार गंदगी ही देखनेको 
मिली | गाधीजीके इस अनुभव करनेके ४०,४०५ वर्षके वाद अब भी 
तीसरे दर्जोकी हाछतमे गदगीके लिहाजसे कोई सुधार,नही हो 
सका है । गाधीजी खुद कहा करते हैं. फरि अब भी हाछत करीब 
बसी ही ह। उन्होंने लिखा ह कि-“तीसरे दर्जक यात्रियोकों 
भेड़ बकरी-सा माना जाता है, ओर उनके घठनेके डब्वे भी 
भेड बकरियोंके छायक होते है |”? 

गांधीजीकी इस यात्राम काझी, आगरा,जयपुर ओर पालनपुर 
आदि नगर मार्ग में पडते थे | इन सब नगरोंमे वे अनुभव करनेके 
लिए एक-एक द्विन रुके। प्रत्येक नगरमे वे बहुधा साधारण यात्री 
की तरह धर्मंआालाओ या पण्डाके घरपर ठहरे। ऐसा करनेके दो 
कारण थे। एक तो ऐसी जगहॉपर ठहरनेसे साधारण लोगोंके 
सम्पकम आनेसे उनकी अवस्था वा स्थितिका अध्ययन क्रिया 
जा सकता था, ओर दूसरे इन जगहामे ठहरनेसे ख्ेभी कम 
पड़ता था | उनकी मितव्ययता उसीसे साबित € कि कलकत्तासे 
राजकोटकी इस लंबी यात्राम रेल किराये सहित उनके कुल 
इकतीस रुपये सर्च हुए। अल्प-त््यय ओर अल्प-सचयके सिद्धातो 
कामर्म गांधीजीने पूरे हूपसे समम लिया था । वे अच्छी तरह जान 
गये थे फि ऐश्वयेफा पूजारी आर वनका लछोभी होकर समाज जोर 
ससारको सेवा नहीं की जासक्ती। निःसन्देह एश्चर्य ओर घनऊका 
प्रेम हम जन-उत्पीड़क तो वना सझता हू, जन-र्षक मुश्किल ही । 


श्ट 


- युग-पुरुष 


व्शाशीमे एक दिन-- 


अपनी यात्रामे एक दिनके लिए, जेसा कि गाधीजी इरादा 
किये थे, काशीमे भी रुके । यहाँ सी वे एक पण्डेके घरही ठहरे। 
यथा विधि गंगा स्नानकर और पूजासे निद्वच होकर गाधीजी 
दिनमे विश्वनाथके दशेच करने गये । वहाँ जाकर आर बंहॉकी 
गदगी तथा अश्ञान्तिको देखकर गाधीके भावुक हिन्दू हृदयको 
गहरी चोट रूगी | उन्हें आशा थी कि ऐसे स्थान-भगवानके 
मनिकेतनमे पहुचकर, मलुष्यकी कुछ देर ध्यानावस्थित होकर 
आत्मचिन्तन करनेका अवकाश प्राप्त हो सकेगा, किन्तु यह 
आशा दुराशा ही साबित हुई। अज्ञाति ,ओर मदिनताके सिवा 
उन्हे मन्दिरसे कुछ हाथ न छगा। इस दुर्देशाका कारण निःसन्देह 
मन्दिरके सचालकोकी कतेव्यहीनता है । गाधीजीने स्व्रय लिखा 
हे--“संचालको का कर्तव्य यह है कि काशी विश्वनाथके आस- 
पास शान्त, निर्मल, सुगंधित, स्वच्छु वातावरणु-क्या वाह्म 
आओर क्या,आन्‍्तरिक-उत्पन्न करें, ओर उसे बनाये रखे: [” 
यर संचालक जो केवल अपने फायदेके सिवा कभी कुछ सोचतेही 
नहीं ऐसा क्यो करने लगे। भारतकी स्वतंत्र सरकार जब 
सन्दिरोंका राप्ट्रीयदररण करे तभी ऐसा होना संभव होसकता 
हे। मद्रिंका संचालन जब राष्ट्रीय सरकार अपने हांथमें ले 
ओर मदिरिकी पूजाके लिये केवल वेतन भोगी पण्डे नियत कर 
शेप संदिरकी देखरेखका काये सरकारी अधिकारियोंके सुपुर्दंकर 
देवे तभी मारे देव-मंदिराकी अवस्थामे सुघारकी कल्पनाकी 
जा सकती हू । 
१४२ 


महात्मा गांवी 


विश्वनाथके मंब्रिकि वाद गाधीजी क्ञान-बापी? गये, पर 
वहाँ भी उन्हें निशाश होना पड़ा। वही गदगी चहाँभी थी। 
अपने देवस्थानोंकी एसी अ्रष्टावस्थासे गाधीका मन अपनेहीमे 
घटने सा लगा। वे यहाँ ईश्वरकी खोजमे आये थे, पर सिद्धी गंद्गीका 
कब्लमप | लेकिन इस “गंदगी? से भी गाधीके महान हृदयको एक 
महान अनुभवकी प्राप्ति हुई। उन्हें इससे ईश्वरकी सहान करुणाका 
ज्ञान हुआ | वे लिखते ह--“परमात्माकी दयापर जिसे शंका हो 
वह ऐसे तीथ क्षेत्रों की देखे। चह महायोगी अपने नामपर 
होनेवाले कितने ढोग, अधर्म ओर पाखण्ड इत्याठिको सहन 
करते हे |”) सच है, महानकों सवंन्न ओर सब व॑स्तुओमे--शु 
अथवा अशुद्ध, मलिन या अमलान- महानता आर श्रेष्ठताकी 
ही भलक देखनेको मिला करती 

मिसेज ऐलनी बेसटके ठशून- _ मे 

यह भी सही हू कि दूसरको महान समभक्कर पूजनेबाला ही 
खुद सहान होता है। कुकनेवाला ही ऊँचा उठता है, ओर 
दसरेका आदर करनेवाला ही जगतमे आदर पाता है । गांधीजी 
जब काझीस आये मिसेज चेसट भी वहीं थी । अतः संदिरोंकी सर 
करनेके बाठ गाधीजी उस महान नारीके भी दृशेन करने गये, 
केवल दर्शन करनेफो, क्‍योंकि वेसेट एक उच्च भावनाओं 
ओर कर्मकी महिला जो थी। ओर वेसेटने भी उन्हें फीरन दर्शन दिये, 
यद्यपि बढ वेचारी तब अस्वस्थ थी। यह देस गाधी उनका बडा एह: 
सान सानते हुए भुकफर बोले---  ठवी यत खराब होते हुए भी आपने 





१ बही पर २६७ 


श्ट्ट 


न्प्पं 


युग-पुरुष 


मुझे देन दिये, केवछ इसीसे में सन्‍्तुष्ट ह।' अधिक कष्ट मैं 
आपको नहीं देना चाहता,” ओर इतना कहकर विनम्र गाधी 
उनसे विदा लेकर राजकोटकी चल दिये । 


कि रे बस ९७ 
रुजथपएट आए वस्वूईम --- 


गावीजी जेसा कि उनका इरादा था, पहले राजकोट आये । 
राजकोटमे पहुंचते ही उन्हें वकीलीका काम तो मिल गया, 
किन्तु उनकी अधिक इच्छा वम्वईमे वसनेकी थी। गोखलेने भी 
उन्हें यही सलाह दी थी क्योकि वम्बईमे वरिस्टरीके कामके 
साथ-साथ गाधीजी सावजनिक जीवनमे भी भाग ले सकते थे 
ओर मसहासभाका भी वहा पर कुछ न कुछ काम कर सकते थे | 
उनके सच्चे हितेषियोकी भी उनकी चेष्टाओंसे यह विदित 
होगया था कि गाधी अवश्य 'छोकसेवा? के लिए पंदा हुए 
ओर इसलिए वे भी चाह रहे थे कि गांधीजीको इसकी 
साधनाके लिए वम्बईमे ही रहना चाहिए। अतः गाधीजी 
कुछ दिन राजकोटम ठहरनेके पश्चात्‌ वम्वई, चले आये ओर 
सार्चे १९०२ मे, वहॉ पर पेईन गिछव॒ट ओर सयानीके आफिसमे' 
“थेम्वर्स? किराये पर लेकर रहने लगे । यह तो उनका आफिस 
हुआ, आर रहनेके लिए उन्होने चिरगॉव ओर वादमे साताक्रजमे 
एक झखुदर वगला किराये पर छिया। इस प्रकार गाधीजी अब 
जमकर वरिस्टरी करनेके लिए तेयार हो गये । किन्तु उन्हें तब 
न मालूम हो सका कि वे दो चार मुवक्किलोंकी ही नही, पूरे 
राष्ट्रकी चकाछत करने ओर राष्ट्रकी त्रफसे लड़ने वा पेरवी 
करनेको ईव्वर द्वारा भेजे हुए देवदूत हैं। उनको तब यह भी 


१? चटटी पृष्ठ, २१० 

















२४४ 


महात्मा गांधी 


नहीं मातम था कि उन्‍हें तो जहा कही भारतीय राष्ट्र और 
भारतीयाकी पुकार आमत्रित करेंगी वहाँ ही 


पार महीने हुए होंगे कि यकायक दक्षिण अफ्रीकासे तार 
आगया--“चेम्बरछेन यहाँ आरहे है, तुम्हे शीत्र आना चाहिए ।? 
ओर वचनानुसार गाधीजीने लिख भेजा--“खर्च भेजिय, सै: 
आनेको तैयार छू [४५ उरतही रुपये पहुँच गये, आर गाधीजी 
कदम आफिस-वाफिस समेटकर, अपने परिवारकों वचईसे ही 
छोड़ दक्षिण अफ्रीकाके लिए रवाना होगए | 

>स यात्राके साथ गांवीजीके दक्षिण-अफ्रीका् प्रवासका 

भरा प्रकरण शुरु होता है। 


वही, ए४, २३६ । 


(० १४५ 


फिर दक्षिण अफ्रीकामें 
अध्याय द 
आए विफल ग-- 


. बोअर युद्ध के खतम होने पर गाधीजी सन्‌ १९०१ में यह 
आशा छेकर हिन्दुस्तान लोटे थे कि दक्षिण अफ्रीका में अब 
उत्तका काम समाप्त हो चुका है। उन्होने सममा था कि युद्ध के 
सकट काछ में अगरेजो को हिन्दुस्तानियो ने जो मदद पहुचाई, 
और उससे सारतीय ओर अंगरेजोके बीच जो मधुर संवध 
स्थापित हुआ, उसके परिणामस्वरूप भविष्य में वहाँ ( दक्षिण 
अफ्रीका ) भारतीयों पर गोरी सरकारकी तरफसे किसी प्रकार 
का अत्याचार नहीं हुआ करेगा। उनका यह विश्वास इतना 
हृढ था कि यकायक दक्षिण अफ्रीकांसे तार द्वारा बुलाबा आने 
पर भी वे समझ न सके कि दक्षिण अफ्रीकाका किया कराया 
सब साफ हो चुका है। वार मिलने पर गाधीजीने यही समभा 
था कि शायद थोडी बहुत गडवडी होगी टन्सवालमे, ओर उसे 
४-६ महीनेमे ठीक-ठीक कर वे पुनः जल्दी ही बबई छोट 
आयेंगे। इसीलिय १९०२ के आखिर मे बुलावे के आने पर वे 
अकेले ही दक्षिण अफ्रीका को गये आर परिवार को बंबई मे ही 
रहने दिया | उन्हें तव इस वात की कुछ खबर ही न थी कि 
वहाँ उन्हे अनिश्चित समय तक रहना पड़ेगा । 


१४६ 


सहात्मा गावी 
गएथीजी स्तव्व हुओ--- 


छेकिन जब गाधीजी दक्षिण अक्रीका पहुचे तो उन्हें 
मालूम हो गया कि उनकी आशा आर कल्पना श्रमपूर्ण थीं। 
उन्होंने देखा , आर वे स्तव्व थे कि बोअरो के हूटानेके वाढ 
ब्रिटिश सरकार भारतीय प्रजाके साथ अकथनीय निन्‍्द्रा ओर 
अत्याचारसे पूर्ण बर्ताव कर रही ह। युद्धेके उपकारोसे पसीज 
कर उस समय गोरोंने जो गीत गाये “आखिर हिन्दुम्तानी हे 
तो साम्राज्यके वारिस ही? भला विय जा चुके थे। गोरा सर- 
कार के एजेण्ट जो उस समय यह कहते थे कि वोअरोके निकाल 
देने ओर हटा देनेके वाद भारतीयोकी दा बिलकुल सुधर 
जायगी, नितान्त असत्य सावित हुआ। गाधीजीको वहाँकी 
स्थितिका निरीक्षण करने पर अब यह समझते देर न छगी कि 
बव्रिटिण सरकार घोअरोकी सरकारसे भी गई बीती ह, ओर 
उन्हें भारतीयोंके गोरब ओर अविकार-लाभके लिये फिरस 
संघप करने पडेंगे। फलत+ गावीजी अब भाव्री सघपकी चिन्ता 
मे सलम हो गये | 


नेटल डिप्यटेशन-- 


भारतीयाने गावीजीको अपना त्राता आर सच्चा सलाहकार 
समत्न कर ही अपने दुःसोके निवारणार्व नेटाल घुछाया था। 
उस समयके ओपनिवेशिक मतन्नी सि० चम्बरलेन तब अफ्रीकामे 
आये हुये थे । उनफा उद्देश्य चहॉके अप्जा ओर बोअगेसे 
पाण्ठ एकत्रित करना था। जिस समय गाधीजी नेटाल पह: 
चम्बरलन भो वहीं थे आर चहांसे फिर टान्सवाल जाने बाले थे । 


१०७ 


थुग-पुरुष 


भारतीयोने ते किया था कि अपने हको ओर दुःखोकी सुनवाईके 
लिये चेम्वरलनके पास एक डिप्युटेशन भेजा जाय और गांधीजी 
उसका नेठ्त्व करे। उक्त निउ्वयके अनुसार गाधीजी मारतीयो 
की अर्जी छेकर साथी अतिनिधियोक समेत नेटालमे चेम्बरलेन 
से मिल्ले । चेम्बरलेन जंसा कि ऊपर कहा हे ॥॥ करोड़ पौण्ड 
लेनेके हित दक्षिण अफ्रीका आये हुये थे, ओर यह रुपेया,अग्रेजो 
तथा वोअरोको खश झुनकर ही वे ले सकते थे। अतः अग्रेज 
तथा वोअरोंको इस समय नाखुश करना उन्हें अभीष्ट न था। 
फलतः भारतीयोकी अर्जीको अनसुनी कर श्री चेम्बरलनने 
ठकुर सुहातीका सा उत्तर देते हुये भारतीयोको नेक राय दी कि 

जेस तरह हो सके आपको यहॉके गोरोको राजी रखकर ही 
रहना है! ।? इस नकनीयतीकी अतरनिहित भावनाकोी सममनेमे 
गावीजीको देर न लगी। वे चेत गये कि दक्षिण अफ्रीकाके गोरे 


निःसन्देह हिन्दुस्तानियोके हकोको नष्ट करनेपर तुले है, ओर 
इसलिए उन्हे फिरसे भारतीय स्वत्वोकी रक्षाके लिये स्वार्थी 


सदान्ध ओर रंग-द्वपी अगरेजी सरकारसे मजबूतीके साथ 
भिड़नेके लिये कमर कस लेनी चाहिये । 


टएन्सवाल को--.- 


नेटालसे श्री चेम्बरलेन टान्सवाल पहचे। वहा के हिन्दु- 
स्तानियोने भी गाघीजीको टान्सवार आने ओर उनके हको 


की अर्जी तेयार कर भारतीय पक्षको श्रीचेम्चरलेनके सामने उप- 


३«--ञात्मकथा-भा० ४ पृ० २७९ 
श्ए्ट 


महात्मा गावी 


स्थित करनेकी आमत्रित किया | गावीजी तेयार हो गये लेकिन 
प्रिटोरिया पहुचना तबकी परिवर्तित स्थितिसि सरल काम न रह 
गया था | 


गाधीजीकी दिक्कत-एशियाटिक महत्कमा--- 


वचोअर युद्धके समय छोग ट्रान्सवालकी उज़ाड छोंडकर भाग 
खड़े हुए थे । अतः जब उस पर पुन, अगरेजोंका कब्जा हुआ 
तो उन्होने यह हुक्म निकाछा कि भागे हुए ट्रान्सवालवासी 
सरकारी परवाना लेकर ही चहा आ सकते हैं | इन भागे हओ मे 
गोरे भी थे आर हिन्दुस्तानी भी। किन्तु नेटालकी र॒ग-दह्वपी 
गोरी सरकार गोरोको तो तुरन्त परवाना दे देती थी, पर 
हिन्दस्तानियोंके छिये परवाना पाना चहत ही विकट वात थी | 
असलमे वहाके गोर अविकारी काले हिन्दुम्तानियोंकों टान्स- 
वालमे पुनः बसने आर लाटने न देना चाहते थ। यही कारण था 
कि हिन्दुस्तानियोकी तंग करने ओर उनके अवेश पर रोक थाम 
लगानेकी हर ग्रकारसे कोशिशकी जाने लगी थी। इस ध्वेबकी 
पूर्तिके लिये अफ्रीकाकी सरकारने एक एजियाटिक महकमा खड़ा 
कर दिया था। इस सहकमेके पास ट्रान्सवाल आने वाले 
भारतीयाफो पहिले अजी देनी पड़ती थी आर जब यह महकमा 
इस बानकी पुष्टि कर देता फ़ि €ा उच्त हिन्दुस्तानी टान्सवालका 
पुराना घाशिन्दा है तभी परवाना देने बाला अधिकारी 
उस हिन्दुस्तानीको परवाना देता था। अन. हिन्टुस्तानियोक्ों 
इस फारण परवाना मिलने में वहत दिक्कत पडन लगी। 
हिन्दुस्तानी होनसे गावीजीको भी इस सहकमेस परवाना 


१४८ 


युग-पुरुष 


मिलना सहज बात न थी। किन्तु प्रिटोरिया पहचनकी 
जल्दीसे उन्होंने आखिर एक उपाय ढेंढ ही निकारा | वे डरबनके 
पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट्से मिले, जो उनके पुराने मिन्रोंमेसे था, 
आर उसकी मददसे परवाना देने वाले अधिकारीसे इच्छित 
परवाना हासिक कर नियत समय पर २१ जनवरी १6०१ को 
प्रिटोरिया आ पहंचे । वेचारा ऐसियाटिक सहकमा जो 
गाधीजीको उल्लकानेके फेरमसे था, देखता 'ही रह गया। उन्हे 
ताज्जुब था कि विना उनकी अनुमतिके गाधीकों परवाना मिल 
केसे गया ? वे सोचने लगे कि गांधी ऐसे ही तो नहीं चला 
गया है ? यदि ऐसा हो तो उसे फेंसालिया जावे ? लेकिन जब 
वेचारोंको डरवनसे यह सूचनों सिल्ली कि गाधीके पास 
आवश्यक परवाना है तो वे दिछ मसोस कर चुप हो गये । 
लेकिन उनकी कुचेट्राओका जाछ फिर भी चलता ही रहा । 


एशियाटिक विभागकी दुष्ठता-- 

गाधीजीसे, गोरे पहलेहीसे चिढते थे, क्‍योंकि गांधी ही बह 
व्यक्ति था जिसने गोरी निरकुशताके खिलाफ अथमतः धर्मयुद्ध 
छेडा ओर भारतीयोको पश्चिसी पशुवछसे न डरनेका मन्न पढा 
कर सीना खोलकर चलना सिखाया था! गोरे एमजियाटिक 
विभागके कमंचारी बड़े दृष्ट, कर, रिश्वतखोर एवं उद्ड थे । 
इसमे वे छोग घुसे हुए थे जो लडाईके समय भारत ओर हलंकासे 
फाजके साथ वहाँ आये थे ओर छड़ाई समाप्त होने पर दक्षिण 
अफ्रीकाम ही वस गये थे। इस प्रकार एथियासे आये हये ये 
अगरज अफसर बडे ही निरंकुआ ढगसे हिन्दस्तानियोके साथ 
वताव किया करते थे। उनकी इस निरंकुदताने गाधीजीके 


२०० 


महात्मा गांधी 


अब्दोंसे हिन्दुस्तानियाकी हारत “सरोतमे सुपारीकी तरह 
कर दी थी” | 

थह एशियाटिक महकमा वस्तुत हिन्दुस्तानियोंका बवानेके 
लिए ही खोला गया था। इसलिए उसके अविकारियोको यह 
सह्य न था कि गाधी जेसा तेजस्वी ओर निर्भीक व्यक्ति दक्षिण 
अफ्रीकाम घुसकर उनके सुखका कॉटा बने । वे खूब समझते थे कि 
यदि गावी दक्षिण अफ्रीकासे चला जाय तो वाकी भारतीयोंका 
भयातुर करके मनचाहे और सनमाते ढगसे दवाया ओर कुचला 
जा सकता है। इसीलिए प्रिटोरियाके भारतीय डेप्युटेशनम जब 
एशियाटिक महकमेके अफसरने गाधीका भाम' देखा तो उसके 
वदनसे आग-सी लग गयी । उसने दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय 
नेता सेठ तेयवक्ों बुलाकर इस वातके लिए बुरी तरह कीसा 
कि क्यो उन्होने अभिज्ञ गाधीको वहाँ घुलाया है. जब कि एशि- 
याटिक महकमा उनकी रक्षाके लिए बहा पर मोजूद था। इस 
उदण्ड अफसरने गाधीजीके साथभी वहुत निनन्‍्दनीय व्यवहार 
किया। गाधीजीको आफिसमे बुलाकर उसने बडी श्रष्टताके साथ 
उन्हें देश छोट जानेकी धमकी दी आर कहा-- आप मि० चेम्बर- 
लेनसे नहीं मिल सकते ।? गाधीजीको इस प्रकार अपमानित 
करनेके पठ्चात उसने वहाँके भारतीयोंको भी धमकाते हुए 
आगाह किया कि “गाधीको ट्रान्सवालसे चिदा कर दो ।” इस 
तरह हर प्रफारसे पूरा जोर छगाकर उक्त अफसरने गावीजीका 
नाम डेप्युटेशन (शिप्टमंडल ) से अलग करवाके ही छोडा । पर 
इस प्रकार बुरी तरहसे अपमानित किय जानेपर भी गाधीजी 


१ वहीं पृष्ठ २८३ 








'अलन्‍लनन्‍न्‍नन- 





२5५१ 


युग-पुरुप 


अपनी कोम ओर अपने भाईयोंकी खातिर चुपचाप शिवकी 
भाँति शांतिके साथ अपसानके सारे कालकूटको पी गय। 
दक्षिण अफ्रिकाके भारतीय नेताओंकी भी गाधीके अप- 
सानसे कोस” का अपमान प्रतीत हुआ । इसलिए उन्होंने 
सोचा कि जब उनके प्रतिनिधि गाधीजीको इस बुरी तरहसे 
अपमानित किया गया है तो उन्हें डेप्युटेशन (शिष्टमडल) ही न ले 
जाना चाहिए। किन्तु धीर-बीर गाधी जोशमे आकर अथवा 
रोपभे पडकर क्या कास बिगाड़ने देते ! उन्होंने भारतीयोकी सम- 
काया ओर बुकाया तथा कौमके हित हर प्रकारक व्यक्तिगत अप- 
सानोको सहनेक लिए प्रेरित कर अन्तमे उन्हें शिष्टमण्डल लेजाने 
के लिए तेयार कर छिया। निःसन्देह गाधी वह निरमिमान 
व्यक्ति है, जो व्यक्तिगत अहँँ”? और स्वाभिमानके आवेग और 
आवेशमे पड़कर कर्तव्यको नहीं झुछा दिया करते। उन्होने हमेशा 
तटस्थ रहकर काम किया है। सि० जिन्ना द्वारा छाख अपमा- 
नित किये जाने पर भी देशक खातिर वे १८ बार उनसे मिलने 
गये है । 

गाधीजीको शिष्टमण्डलमे न जानको चेम्बरलेनने भी कह- 
छवा दिया था। इससे स्पष्ट है कि गांधीजीसे बहाँके गोरे कितने 
सत्रस्त ओर चिढ़े हुए थे। गाधीकी मानो उन्हें छूतसी 
लगती थी । 

अन्तमे गाधीजीकी सलाहपर भारतीय शिष्टमण्डल श्री जाजे 
गाडफ़के साथ म्रि० चेम्बरलेनसे मिला। लेकिन उनसे मिलना 
न मिलना वरावर था। गाधीजी रवय॑ उनसे न्याय पानकी कोर्ड 
उम्मीद नहीं रखते थे। क्योकि उन्हें मालूम हो चुका था कि 

श्णर 


महात्मा गाधी 


मि० चेन्चरलेन दक्षिण अफ्रीकाके ब्रिटिश सचिवोके पजेमे है 
ओर गोरोको असतुष्ट करनेचाली कोईमी वात करनेको तेयार 
नहीं है। ऐसी स्थितिमे उनसे कहॉाँसे न्याय मिलता, लेकिन 
फिरभी गाधीजीने उनके पास डिप्युटेशन भिजवाया था, केचर 
इसलिए कि उनसे ओर भारतीयोसे 'भूछमे या स्वाभिमानके 
कारण न्याय आप्त करनेसे एक भी योग्य कदम छनेसे भूल न 
हो?! अत डिप्युटेशन चेम्वरछेनकों मिला छेकिन हुआ वही 
जेसा गाधी जीने सोचा था। न्‍्यायकी दुराशाकी खोकर भारतीय 
डिप्युटेशन आखिर निराश होकर खाली-खाली छाट आया। 


गएीरजएी। प्रोतिन्ञा -- 


शिप्टमण्डछ भलेद्दी निराश हुआहो, लेकिन गाधीजी व निराश 

हुए ओर न गोरे मंत्रिया एवं एशियाटिक महकमेकी नृशसता 
से ही भयभीत हुण। किन्तु चेम्बरलेनके व्यवहारसे दक्षिण 
अफ्रीकाके भारतीयाका यह सोचकर दुःखी होना ठीक ही था 
कि गत वोअर युद्धमे मदद पहुँचानेके पुरस्फारम उन्हें त्रिटिश 
सचिवसे केवल अन्याय? ही हाथ लगा। पर गावीजी मुडकर 
पीछे देखना पसन्द नहीं करते। उन्‍हें तो एक ही चिन्ता 
रहा करती ह--- आगे कैसे बढे १ अतः उन्होंने यह सब देखकर 
यही महसूस फ्िया फि दक्षिण अफ्रीका हकोंको प्राप्त करने आर 
गोरे अफसरोके अत्याचारोंको छिन्न-मिन्न फरनेके लिये उन्हे अब 
ट्रान्सवालमे ही उट जाना चाहिए, ओर तब तक उठे टी रहना 








१ दक्षिण अफ्रीकाजा सत्पाग्रहठ, सस्ता साहित्य मण्टल, प्रथम सरफज्ग्ण 
परष्ठ १२२ 


श्ण३ 


युग-पुरुष 


चाहिये जब तक कि उनका उद्देश पूरा नही हो जाता। फलतः 
इस भावनासे प्रेरित होकर उन्‍होंने अपने करो या मरोः 
सिद्धान्तानुसार उक्त उद्देश्योकी ग्राप्तिके लिए अपनको होम तक 
कर देनेका पक्का इरादा कर लिया। गाधी अब धीरे धीरे 
भीतर ही भीतर “ऑटधी? का रूप ग्रहण करने लगा था, लेकिन 
गोरे अपन सदमे भूले वेखवर थे। परन्तु सन उन्तके सशंक 
अवश्य थे । 


ट्रान्सवालमे वसनेका निर्णय कर लेने पर गाधीजीने 
तदनुसार वहाँ वकालतके लिए अर्जी पेश कर दी। गाधीजीको 
आशा न थी कि उनकी अर्जी मजर होगी, लेकिन उनकी आशा 
के विरुद्ध ट्रान्सवाठकी बड़ी अदालतने उनकी अर्जी स्वीकार 
कर उन्‍हें बकालतकी सनद प्रदान करदी | सनद्‌ प्राप्त हो जाने 
पर गाधीजीने जोहान्सबगंमे ऋपना आफीस खोला, क्‍योंकि 
यहाँ पर भारतीय सबसे अधिक संख्यामे रहते थे ओर इसलिए 
कामकी सेवाके लिए वही अनुकूल केन्द्र पड़ता था। इसके 
अलावा घबुराईके केन्द्र जिस एशियाई महकमा ओर उनके 
कफर्मचारियासे गाधीजीकी लोहा लेना था, उसका सबसे बडा 
थाना भी जोहान्सवर्गही मे था। 


गाधीजीने यहा पर आते ही भारतीयोको सगठित कर उन्हें 
तक सूत्रस वाघनके लिए भी प्रयत्न करना शुरू कर दिया। अतः 
इस उ्ब्यको छकर वे विभिन्न जातियोंके नेताओं ((.०0॥7ण7३ 
620८:5) से सि्के आर टान्सवालमे जल्‍दी हो 'ट्रान्सवाढ 
ब्रिटिंश-इण्डियल एसोसियथनः नामसे भारतीयोकी एक सस्था 
थापित करवा ठी |! इस सस्थाके वे स्वय अपने दक्षिण अफ्रीकाके 


१०० 


महात्मा गावी 


प्रवासकालके अन्त तक आनररी सेक्रेटरी ओर प्रधान कानूनी 
सलाहकार वनकर 


एशुयक सहकतसक्ता करतुतु- 


जोहान्सबगम रहते हुए गावीजीको एशियाई महकमेफी 
अनेक काली-फरतृता आर गढ्यीका रोजही कट्ठु अनुभव 
होने छगा। एथियाई सहकसा, जो अपनेको सारतीय हकों वा 
एशियाई लोगेकि हकाँका हितू बतलाता था, वास्तवमे उनऊ 
एक जबदेस्त शोपक ओर भसक्षक था। इस सहकमेके अफसर 
खूब धृस लेकर जेब गरस किया करते थे, आर अपनी माजम 
जिन लोगोंको आनका अधिकार होता, उन्हें तो दाखिल न होने 
देते, लेकिन जिन्हें प्रवेशका अविफार न था, उनसे सौ-सो पोण्ड 
घूम लिफर अन्दर कर लिया करते थे। गाधीजी यह सब देख 
आर सुनकर बेचन हो उठे। वे इस बुराईको दूर फरनेकी चिन्ताम 
पड़ गये । अतः उन्हाने बडी मेहनतके साथ एशियाई सहकमेके 
उन अफसरोका ऋमरोफा पता लगाना शुरु क्रिया जो उक्त प्रकारसे घूस 
लिया करत थे । इस फायम उन्हें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई । 
दो ऐसे अफसरोंका गाधीजीन आखिर पता लगा ही छोड़ा 
ओर उन्हे पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी करवा दिया। फिन्‍्तु 
प्ग-ड्ेप के फन्‍्द्र दक्षिण अफ्रीका में गोरे न्‍्यायाधीयोंस न्‍्यायकी 
आशा करना बाल्से तेलफकी वार चूआना था। फलतः उन 
अभियुक्ता पर ययपि न्‍्यायका अभिनय करनके लिए मुकदमा 
उव्य चलाया गया लेकित जान बुकार गोरी ज्यूरीने कन्तमे उन 
गोरे अपराधियाको परी भी कर दिया | पर तब भी गाधीजीफा 
प्रयत्न कतर्ड चेफार ने गया | उन अफसरोऊ बदसामस होनसे 


श्ण< 


युग-पुरुष 


शशियाई महकसेके अन्य अफसर कमसे कम सतर्क जरूर हो उठे, 
आर घस खानेस ठिठकने भी लगे। इससे निम्चय ही एशियाई 
थानेकी गदगी कुछ न कुछ कम हों गई। छेकिन सबसे बड़ा 
फायदा इस सुकदसे से यह हुआ कि एशियाई छोगोकों सी अपने 
ऊपर भरोसा करने ओर साहससे काम लेनेकी हिम्मत आ गई । 
एपशियाइयो ओर भसारतीयोके दूटते धीरज ओर बिखरते साहस 
को थाम छेनेका यह कार्य गाधी जेसा निश्चछल ओर 
निर्भीक व्यक्ति ही कर सकता थ। | निश्सन्देह उनके 
नतिक साहस और आत्मवरूसे ही यह चमत्कार संभव भी हो 
सका । उनके इस पोरुषका छोगोंपर यथाथतः बड़ा प्रभाव पड़ा 
आर उनकी प्रतिष्ठा पहलेसे दूनी हो गयी। यहाँपर हम 
पाठकोकी यह सी स्मरण करा दे कि गाधीजीसे भोरे जो 
चिढते थे ओर एशियाई सहकमेक अधिकारी उन्हें जे। दक्षिण 
अफ्रीकामे न घुसने देना चाहते थे, वह इसीलिए कि उनकी 
पोरुपता और नैतिकतासे वे चहुत घवराए हुए थे। गोरे यह भी 
खूब सममते थे कि गाधी जसे कानूनके विज्ञाता ओर चरित्रके 
धनीक रहते हुए उनकी धाघली ओर पशुता ज्यादा दिन नहीं 
चल सकेगी । श्री डोकने वहुत ही सही ओर सत्य लिखा हे कि 

अधिफारी लोग गाधीसे भय खाया करते थे। वे जानते थे कि 
वे स्वय उनसे कमजार ओर छुद्र हे। अतः यह स्वाभाविक ही 
था कि वे उनका सच पर आना पसन्द न करते |?" 


गोरोंकी भयातुर कल्पनानुसार नि.सन्देह गाधीजी ऐशियएटिक 
महकमेकी बुराश्योंको रोकनेमे म्राण-पणसे जुट गये। उन्होंने अब 





4-.805 [00280 ए%ध०, 9ए9 ह. ] 770:6 99 59 
7०5 


महात्मा गाधी 


तमाम भारतीय समाजका पूरा वछ उस गद्गीकी दूर करने पर 
लगा दिया। एशियाटिक महकमेकी बुराध्यांसे न्राण पानेकी 
आशाम गाधीजी बहाके बड़े वडे अफसरोंसे भी कई एक वार 
मिले और उनके पास यद्ा कदा भारतीयोंकी तरफसे डेप्युटेशन 
भी भेजते रहे । लेकिन इस सबका कोई विशेष परिणाम न 
निकला । 


“इंडियन ओपीलनियन' पत्रकी स्थापना-- 


इसी समय गाधीजीको यह अतीत हुआ कि भारतीयोंकों एक 
दूसरेके निकटस्थ सम्पर्कमे लानेके लिए, तथा उनको उनके 
अधिकारोका ज्ञान कराने एव उनकी कष्ट कथा वहाँके अधिकारियों 
तक पहुँचानेके लिए एक समाचार पत्रकी नितान्त आवश्यकता 
है। इसलिए जब श्री सदनर्जीतने गाधीजीके सामने ण्डियन 
ओपिनियन? नामसे एक पत्र निकालनेकी तजवीज रखी तो वे 
एकदम सहमत हो गए । फलतः १९०४ में इण्डियन ओपिनियनकी 
स्थापना हुई ओर नामके लिए यद्यपि मनसुखलाल उसके सम्पा- 
दक हुए किन्तु सम्पादकत्वका वास्तविक आर असढी भार गाधीजी 
पर ही पडा | 


यह पत्र साप्ताहिक था ओर पधारम्भमे गुजराती, हिन्दी 
तमिल तथा अग्रेजी इन चार भाषाओंमे प्रकाशित किया जाता 
था। पर बादमे हिन्दी ओर तमिलकी उपयोगिता न देखकर 
उन भाषाश्ों मे पन्चके सस्करण निकालने वन्द दर दिये गये। 
आर्थिक दृष्टिसे यह पत्र अपना व्यय न सम्हाल सका ओर कई 


बक्त घन्‍्द होने तकफी नोवत अआा पहची । किन्तु भारतीय अतिष्ठा 
श्ण्छ 


युग-पुरुप 


ओर गोरवके रक्तुक गांधीजीने उसके बन्द होनेमें भारतीय 
समाजकी बदनामीका खयाछ कर अपने तनके साथ अब धन 
भी होम करना शुरू किया ओर अपना सब कुछ लगा कर भी 
पत्रको बन्द न होने दिया। पत्चके सरण-पोपण के किए उन्हें 
कभी-कभी निजी जेबसे ७५ पोण्ड मासिक तक खचे करना 
पड़ता था। इस प्रकार अपनी कमाईका काफी अधिक भाग 
( लगभग १६,०० पोण्ड ) उन्होने पत्र पर खर्चे किया, लेकिन 
गाधीको इसका कभी कोई अफसोस न हुआ, क्योंकि यह पत्र 
उन्होंने घन उपाजन की दृष्टिसे नही, वरन्‌ भारतीय समाजकी 
सेवाके निमित्त ही प्रेपित किया था। ओर सच्चे त्याग तथा छगनसे 
उनका यह “निमित्त पूरी तरहसे सफल भी हुआ । 


“5ण्डियन ओपीनियन? के द्वारा गाधीजी अपने हृदयगत 
विचारोकों भारतीय जनता तक पहुचानेमे भी समर्थ हुए, और 
उन्हें आनेवाले 'सत्यात्रह”के लिए शिक्षित वथा दीक्षित भी कर 
सके। वे वरावर उसमें लेख छिखा करते थे, और उनके गत्येक 
लेखोंकी पंक्तियोंमे उनकी आत्मा? तिरा करती थी। अपने हृदय 
की उथल-पुथल्त ओर भावनाओंको वे खुलकर अखबारके पन्नोमि 
विखेर देते थे। फछतः भारतीयोंको उनके हृदयगत बविचारोंके 
मुक्ताओंकोी चुगने तथा पसन्द करनेका अच्छा साधन म्ाप्त हो 
गया। वे गाधीके निर्मेठ विचारोंकों पाकर अपनेको धन्य 
सममते लगे। परिणामतः भारतीय समाज पर गाधीका 
प्रभाव ओर नियंत्रण विराट रूपसे छा गया। इसी कारण 


बिक 


जब आगे चलकर उन्होंने सत्याग्रह आदोलन छेड़ा तो उसमे 


है 








>आत्मकथा भाग--४ पृष्ठ २१६-३२७ 
श्ष्द 


महात्मा गाधी 


उन्हें कल्पनासे भी विपुल् सहयोग प्राप्त हुआ। पतन्नके जरिये 
गाधीजी देश विदेशक्े लोगोंकों भी सत्याग्रह संग्राम तथा दक्षिण 
अफ्रीकाके हिन्दस्तानियोंकी स्थितिकों सही रुपसे सममानेमे 


समर्थ हुए ओर अपने कार्यके अति ठुनियाक्षी सहानुभूति और 
श्रद्धा भी आकृष्ट कर सके | 


कुली लेकिशन पर विपत्ति--- 


जोहान्सबर्गमे हिन्दुस्तानियों, जिन्हें दक्षिण अफ्रीकाके गोरे 
घृणा आर तिरस्कारके साथ कुछी कहा करते थ्र, के लिए णक 
अलग लो+णन नियत था जिसे छुलढी छोकेशनः कहते थे । इस 
लोकेशनम हिन्दुस्तानियोंके नाम जमीनफा ९९ सालके छिए 
कर दिया गया था । इस लोकेशनके सिवा उन्हे अन्यत्र न रहने 
दिया जाता था | अतः आबादी फेलनके लिए ज्ञेत्र न होनेस यहाँ 
पर हिन्दुस्तानी सचासच भर गये थ। हिन्दुस्तानी बस्ती होनेसे 
गोरी म्थुनिसीपलिटीकी तरफसे लोकेशनकी कोई देख-भाल भी 
नहीं की जाती थी। इस वस्तीके हिन्दुस्तानी विशेषकर गरीब, 
दीन-दुखी मजदूर ही थे। अतः न्वग्रं भी वे लोग अपना सुधार 
ओर उद्धार करनकी योग्यता न रखते थे। फ्छतः म्यनिसीपंलिदी 
की निपकदण अन्यमनस्कता आर भारतीय जनताके अज्नानके पल 
से छलोफेशनकी स्थिति स्वास्थ्यकी इष्िसे वहुत दी खराब हो चढी | 
पर इस खराबीकों दर करनके बजाय उसका बहाना लेकर स्य॒निसी- 
पल्टीन लोकेगनको ही मेट दनका निश्चय कर दाला ओर धारा 
सभास उस जसान पर झुथावजम छकुद् नमर दकर, कब्जा करन 
का अधियार भी प्राप्त कर छिया। टस सादेक साथ यददू भी निम्न 

श्ष्द 


युग-पुरुष 


किया गया कि छोकेशनके वदलेमे हिन्दुस्तानियोंको कोई दुर्सरा 
उपयुक्त स्थान दे दिया जायगा | 


किन्तु अभी हिन्दुस्तानी वहॉसे हटने भी न पाये थे कि 
छोकेशन!की गन्दगी ओर सोौसमकी खरावीके कारण वहाँ भीपश 
रूपसे भयकर 'काछा प्लेशः फेल उठा। वीमाशेके फेलनेसे पूर्व 
१७ दिनतक बादल वरावर पानी वरसाते रहे थे, इसलिए बरसाके 
बन्द होते ही महामारीका प्रकोप उम्ररूपसे हुआ ! यह 
वॉमारों असलछमे जोहान्सवर्गकक आसपास सोनेकी खानोंमें काम 
करनंवाले मजदूरोसे शुरू हुई थी । वीमारीक फेलनेसे छोकेशनमे' 
ताही-त्राही मच उठी | किन्तु यह- सब देखते हुए भी गौरांग 
न्‍्युनिसिपल्िटी दूरसे ताकती ही रही । उसे पहले तो बीमारीका 
ही पता न चला आर जब पता भी चला तो उसने रोक-थामके 
लिए कोई समुचित उपाय नही किये | 


इसी समय इण्डियन ओपीनियन के प्रक्राशक मवनजीत सी 
अखबारके सिलसिलेमे जोहान्सवर्ग आये हुए थे ओर लोकेशनका 
अ्रमण कर रहे थे। वीमारीसे पीडित ओर अस्त छोकेशनके मज़- 
दूरांकी स्थितिको जब उन्होंने दिनोंदिन विगडते पाया तो छाचार 
होकर उन्होंने १८ साच १९०० को गाधीजीको भी इस विपत्तिकी 
सूचना भेजी आर साथ ही त्रस्त जनताके हिताथे तुरन्त वहा 
पहुचनेका आम्रह किया। 

दरिद्रोंके नारायण गाधी तुरन्त ही पीडितोकी सेवाके लिए 
तंयार हो उठ | उन्होंने स्वास्थ्य विभागके मेडिकल आफीसर 
डा० पेकस आंर टाउन कलकको भी इसकी इत्तल्ा भेजी ओर 
जल्दीसे स्वयं छोकेशनमें पहुचकर मृत्युके साथ जूक पड़े। श्री 

१६० 


महात्मा गावी 


मदनजीत ओर डा० विलियम गाडफ़रेके साथे साथ गाँधीजीने 
लोकेशनके निःसहाय वीमारोंकी परिचयों ओर सेवामे रात-ढिन 
एक कर विये। उनकी देवतुल्य सवाओंसे प्रभावित ओर लब्ज्ित 
होकर अन्तमे टाउन कोसिल ओर म्युनिसिपेलिटीने भी हिन्दु- 
स्तानियॉँकी सहायतामे हाथ वेंटाना शुरू कर दिया। बीमारीको 
रोकनेके लिए आखिर गाधीजीकी सलाह पर लोकेशन खाली भी 
करा दिया गया आर हिन्दुस्तानियोंको रहनेके लिए 'क्लिपफ्रट 
फाम! ( जोहान्सवग्गंसे कुछ दूर एक खुला स्थान ) में इन्तजाम 
कर व्या गया। हिन्दुस्तानियोंके हटते ही 'लोकेशनःकों जला 


दिया गया, ओर परिणाम स्वरूप बीमारी लोकेशनसे आगे न 
बढ सकी | 


यह भयकर महामारी छगभग एक महीने तक रही थी। 
इसमे छगभग ११३ आदमी कालग्रसित हुए थे' । छेकिन 
वीमारीके फलनेक तुरन्त वाद द्वी अगर गाधी आर उनके कुछ 
एक साथी लोकेशनमे पहुच कर तत्परता ओर अद्म्य साहसके 
साथ उसके रोकनेके कायमे प्रशृत्त न हुए होते तो संभव था कि 
मृत्यु सख्या इससे कहीं अधिक बढ जाती । अपनी इन संवाओंके 
फलस स्वभावतः गाधीजी भारतीय जनताक ओर भी प्यार 
ओर आराध्य हो गये । 


उरनन जाना ओर फिनिक्सकी स्थापना -- 


सहासारीके शान्त होनेपर १६०४ में गाधीजी इन्डियन 
ओपिनियन पत्रके हिंसाव-कितावकी व्यवस्था ठीक करनेफे लिये 


4. शा गापावा खिध्य०0 927] ] 9 6--79 65 
११ १६९ 








युग-पुरुष 


डरबन गये । डरवन जाते समय जोहान्सबगगमें उनकी “क्रिटिक! 
के सम्पादक मि० पोलकसे भेंट हुई | यह भेंट बहुत ही परिणाम 
युक्त निकछी। सि० पोलकने गाधीजीको रस्किनकी 'अन्द दि लास्ट! 
नामक पुस्तक भेटकी जिसे उन्होंने आगे चलछकर 'सर्वोदियः 
नामसे गुजरातीमे अनुद्ति कर प्रकाशित कराया। रस्किनकी 
पुस्तकने गांधीजीको बहुतही प्रभावित किया। पुस्तकके अध्ययनने 
उनक जीवनसे' एक क्रान्तिसी ला दी। उन्होने अब सर्वोदयके 
विचारोंका अनुसरण करते हुए मजदूर भोर किसानका जेसा 
सादा ओर सरल जीवन यापन, करनेका इरादा बना लिंया। 
गॉँधीदे तपोपूरा आश्रम जीवनका यह उद्यारम्भ था। ८ 


डरवन पहुचते ही गाधीजीने इण्डियन ओपीनियनके 
कायकत्तोओं श्रीवेस्ट आदिसे आश्रम स्थापित करनेके सम्बन्धमे 
बाते शुरू कर दीं। सबने गाधीजीकी सलांह पसन्दकी ओर अखवार 
तथा असको भी आश्रममे ले जानेका निश्चय कर लिया गया। 
आश्रमके लिये अब डरवनके पास १३ मीछकी दूरीपर फिनिक्समे 
१००० पौड देकर१०० एकड़ जमीन खरीद करलो गई , ओर एक 
महीनेके अन्द्र तुरन्त ही वहा प्रेस तथा रहनेके लिये मकान 
आदिका भी प्रवन्ध हो गया । फ़रहूतः अपने कई एक स्वजनो 
तथा सहयोगियोके संग गाधीजी अब वहीं रहने छगे। इस 
तरह१६०४मे गाधीजीके सदूप्रयत्नसे फिनिक्समे पहिल्य गांधी: 
आश्रम स्थापित हुआ । 


फिनिक्स जसी संस्थाको स्थापित करनेमें गांधीजीका ध्येय 
था कि वहॉपर रहनवाले आश्रमवासी ससारके छुल-कपट 
और अथान्तिसे दूर रहकर, प्राचीन भारतीय ऋपि-मुनियोंके 


श्ध्र्‌ 


महात्मा गाधी 


आश्रमोंका जसा सरल ओर सादा तथा परिश्रमक्रा जीवन यापन 
करना सीख, ओर हमेणा दूसरोकी भलाई एवं सेवा-कार्यम निरत 
रहा करे | इस उद्देश्यसेआश्रमक नियमोंमे स्वावलम्त्र ओर परिश्रम 
पर बहुत जोर दिया गया | इन नियमाक अनुसार प्रत्येक आश्रमके 
निवासीको तीन-तीन एकड जमीन खुद काठत करके अपनी रोटी 
अवने आप उयगानेके लिये दे दी गई। र्वय भी जमीनका इतना 
ही एक टुकडा गाधीजीने लिया, आर दूसरे सगी-साथियोकी तरह 
वे भी बढ़े परिश्रम ओर तपस्याके साथ खेती-बारीका काम करने 
छगे | इस कामके छिये आश्रमकी तरफसे प्रत्येक व्यक्तिको ३ पाड 
मजदूरी मिलती ओर अबक्ाशक्रे समय उन्‍हें प्रसमे भी काम 
करना पडता था। यह सब काम आश्रम-बासी बड़े उमग 
आर चावसे फिया करते थ। परिगामत, गाधीजीक प्रयस्नोसे 
थोडे ही समयक अन्दर फिनिक्समे इतने घर आर परिवार वस 
गये कि बह आश्रम बजाय एक चस्ती अथवा गॉव जेसा मालदम 
पड़ने छागा | फिनिम्सऊक रह॑नेवालॉफे बच्चाके लिये जल्दी ही 
वहाँ पर एक स्कूछ भी खडाफर दिया गया। गाधीजीके लिए तो 
फिनिक्स एक बहुत ही प्रिय स्थान और घर सा हो गया | इस- 
लिए जब कभी उन्हें समाज-सेवाक कार्योासे फुरसत मिछती, वे 
सर्वदा आरामऊ लिये वहीं चले आते आर आश्रमके साथिया 
साथ हिल मिलकर खसेवॉपर किसानकी तरह काम फिया करते | 
अनेप परिवारफो भी वे यदा-कदा बहा रहनको भेज दिया करते थे । 
हिन्दुस्तानियोंके अलाबा गाषीजीक ऊई एक अग्रज्ञ मित्र 
आर प्रशमफ--जस श्री वेस्ट. श्री पोढक आठि सी फिनिसम्सऊ 
जीवनस आकर्पित होकर वहां रहने लगे | फिनिक्सके रहने 
बालामे परम्पर भाई-चारेका पूग-पूरा माव था जार सब लोग 


१६३ 


युग-पुरुष 


ऊ॑च-नीच तथा जात-पातके भेद भावोंसे रहित होकर एक ही 
परिवारके मनुष्योंकी भांति रहा करते थे। यह आदशें जीवन 
फिनिक्सके अनुकूल था, क्योकि उसकी स्थापना ही जीवनको 
सरल, सत्य ओर स्नेहपूर्ण वनानेके लिये हुई थी। उसकी 
स्थापनाके मूलमें गांधीजीकी यह कामना निहित थी कि छोग 
न्गरके अशान्त ओर कोछाहलपूर्ण वातावरणसे हटकर गांवोंका 
सेवा ओर तपोमय जीवनयापन करना सीखे ओर जाने। क्‍योंकि 
वे भली प्रकार यह सममत चुके थे कि देश और विश्वका कल्याण 
सेवाक साधकोंसे ही हो सकता है, न कि भोगके उपासकोसे ' 
अतः यह कहना नितान्त सत्य है कि गाँधीजीक “आश्रम” जन- 
सेवक ओर साधकोंक केन्द्रस्थल है--वरागी ओर तटस्थोक 
निःचेष्ट ओर गतिहीन समाधि-स्थरू नहीं | 7 


जाएहान्सवर्स-- 


लेकिन १९०४ में गाधीजी अभी फिनिक्सकी स्यापना कर ही 
सके थे ओर उसके कामको आगे वढानमें लगे थे कि यकायक 
कार्यवश उन्हें अपने इस नये रचे हुए कुद्ठम्बकोी छोडकर 
जोहान्सवग चला जाना पडा जोहान्सवर्ग पहुचनेपर उन्होने 
हिन्दुस्तानसे अपना परिवार भी वहीं घुलवा लिया। किन्तु 

जोहान्सवर्गके घरमे भी गाधीजीन आश्रमक्की सरलता आर 
सादेगीका वातावरण कायम रखा। घरमे हर काम वे ओर 
उनके परिवार वाले अपने ही हाथोंस किया करते थे। पाखाने 
को सफाई तक वे ओर उनके कुटुम्बीय स्वयं ही अपने हाथो से 


श्दछ 





भसहात्मा गावी 


करते थे १ इस अकार > हिन्सवगम गाधीजी घरमे रहते हए 
भी एक आश्रस-वासी तपस्वीका सा सरल ओर सादा जीवन ही 
> न करते रहे। किन्तु इस अप्स भी वेचारे जमकर बढ़त 
दिनों तक न रह सके। 5ईश्वरके सकेताका अनुसरण करनेवाले 
का निःसन्देह कोई निजी ठार और निजी काय होता ही नहीं--.. 

ह जाता है जहाँ भगवान से जाता है, बह करता है जो पर- 
मेश्वर चाहता । आर गावीके कीय-कलापोंकी यही ऋजी 
5 स्वयं कुछ नहीं उनका तो इथ्चर ही वे 


जुलू विद्रोह-..- 


१९०४ सें जुलू लोगोंने नेटालमे विद्रोह कर दिया था। इस 
विद्रोहकी खबर जब जोहान्सवर्ग पहची हुची तो बोआर यद्धके समय: 
है इस समय भी अग्नेजोंकी मढट करनेके लिये गाधी व्यग् 

हो डटे, क्योंकि उनका अभी भी यही विचार था कि अंग्रजी 

भल्तनतः संसारके लिए अल्याणकारी है, जिसकी रक्षा की जानी 
चाहिए। अतः वे देदयसे अभो भी अग्नजाके भक्त बने हर थे 


आर उनके राज्यका विनाश नहीं देख सकते थे। यच्वि यह सही 
५ ञ्स तक की 


१६५ 


'युग-पुरुष 


अतः जुलू विद्रोहमें अंग्रजोको मदद पहुंचाने के खयालसे 
गांधीजीने नेटालके गवर्नरको पत्र लिखा कि यदि जरूरत हो तो 
वे हिन्दुस्तानियोंका सेवादल लेकर उनकी मद्दको पहुंच सकते 
| इस पतन्नका तुरन्त ही हॉःमें उत्तर मिछा । यह स्वीकृति पाकर 
गाधीजीने तुरन्त जोहान्सवर्गका घर तोड़ दिया, परिवारको 
फिनिक्स भेज दिया, ओर स्वयं सेवादछका सगठन ओर नेद्त्व 
करनेके लिये डरबन चले गये । 


डरवन पहचने पर नेशनल इंडियन कांग्रेसकी तरफसे 
गाधीजीको सेवादलरूमे काम करनेके लिये २४ आदमी तथार 
मिले। चिकित्सा-विभागके मुख्य अधिकारीने गाधीजीको 
सारजेन्ट मेजर? का पद दिया, ओर उनके अन्य तीन साथियोमे 
'से दो की सारजन्ट ओर एक को कारपोरलका पद श्रदान 
किया। पर विद्रोहके स्थछपर पहचकर गांधीजीको- पता चला 
कि वहा विद्रोह जसी कोई चीज न थी--वह केवछू कर! न 
देनेका आन्दोलन था | अतः जब चिकित्सा विभागके 
अविकारी डा सवेज (707 5४ए०४४० ) के छारा भारतीय 
सेवादलको विशेषकर जुलू-घायलॉकी सेवाका काम सुपुदे 
हुआ, तो गाधीजीको इससे बहुत ही खुशी हुई, क्योकि उन्हें 
पीडित ओर निरपराधोंकी सेवाका मौका हाथ लगा था। 
गोरे लोग जुलओंसे घृणा करते थे ओर उनकी सेवाके लिये 
कतई तंयार न होते थे। इससे वेचारा डा सवेज--जो गोरा 
होने पर भी मलुप्यका हृदय रखते थे--अकेला जुछओकी सेवा 
न कर सकनेसे परेशान हो रहे थरे। इसलिये जब गाधीजी 
आर उनके दलने जुल्ओकी सेवा करनेका भार सहपे उठाना 


१६६ 


महात्मा गांधी 


स्वीकार क्रिया, तो डा० सवेजको भी हार्दिक प्रसन्नता हुई । 
डा० सवेजने हर्पातिरेकमे तब गांवीजीसे कहा था, “में अकेला 
या करता ? इनके घाव जराब हो रहे हैं। आप आ गये 
थी हुआ। इसे में इन निरपराध टी कपाही 
मफता हूं ।०९ डा० सवेजक्ी यह आज्ञा सं पूरी हुईं । 
कप कि 8 
सेवादलने बडे 


सब देखकर जलके जाक होते जाते थे--क्योंकि वे निर्यी न 
चहते थे कि उनके इेग्मनॉंकी कोई इस प्कारसे सेवा-टहल 
फरे। क्लिन्तु गोरोंकी डुश्विन्ता न कर गाधीका सेचावलछ अपने 
सेवाकार्यमे डटा दी रहा। बुद्धकी परह वे घायछ जुलुओंके 
सड़ते हुये घावोंको धोते और शमसे नित्य उनपर वह्टी बॉधा 
करते | फोजके साथ-साथ वे घायलोंको लेजाने वाली डोलियोको 
कथे पर रखकर चला करते। कई वार एक-एक डिलमे से 
चालीस भील तक चले जाते। बुद्धस्थल परसे घायछ जुलूओको 
डोलियोमे “ठाकर पड़ाव पर छात्ते ओर वहां उनकी शुश्रपा 
। इस 


सेवादलने वे परिश्रम आर फरुणाके साथ घायलोकी निरन्तर 


था की। इसके बाद बलवा आन्त हो गया ओर गावी अपने 
इलफे साथ उछ्धस्थलसे किनिक्सको वापिस छाट आये । 


.... ती ओर उनके दलकी पस्या और त्यागपूर्ण संवाकी 
+शासा करते हुये श्री डोफने छिखा हँ--“यह एक महीना 


4 वही-पृष्ठ इ९ए 7-- ३५२ 


१६७ 


युग-पुरुप 


(भारतीय सेवादलरूका) वड़े कठिन परिश्रममें बीता, जिसमे' उन्हे 
अत्यविक आत्म त्याग करना पडा। ये लोग उस जातिमे से है, 
जिनकी रग-रगमे प्राचीन ससकृति रूहराती हे, ओर जिनके 
पूव॑जोंसे दुनियाको सर्वोत्तम साहित्य तथा महानतम्‌ हानतम्‌ विचार 
प्राप्त हुये है। ऐसे छोगोका स्वेच्छासे निकृष्ट दशामे पड़े असभ्य 
लोगोकी सेवा करना यथेप्ठ आत्मत्यागका काये था।”* | 
इस विवरणको समाप्त करनेसे पहिले यहाँपर यह उल्लेख कर 
देना उचित होगा कि जुलू बिद्रोहके समय ही सेवा कार्य करंते हुए 
गाधीजीको यह प्रतीत हुआ कि सेवाके लिये शत्रह्मचये! की बहुत आव- 
श्यकता है। निःसन्देह सेवामे रत रहनेके लिये जरूरी है कि हम भोग- 
विलास ओर इन्द्रिय सुखसे अपनेको विछग रखे, क्योकि इन रोगोंमे 
फंसा हुआ आराम-तरूव एवं विलासी-व्यक्ति निश्चिन्त ओर 
निर्भंक होकर सेवाके कठिन कार्योमे कूदने का साहस भी नहीं कर 
सकता । विलास जजेर होनेसे हममे सेवाके लिये अपेक्षित वर 
हो भी केसे सकता हे । अतः इन विचारों से उद्देलित ओर भ्रेरित 
हकिर १९०६ के मध्यमे फिनिक्स पहुंचने पर गाधीजीने ब्रह्म- 
चयका त्रत ग्रहण किया जिसे उन्होंने महाभरतके यंशस्वी रणधीर 
भीष्मकी तरह ही निभाया है। गाधीजीके त्यागका यह उज्बल 
विटप था। इस त्यागके विरवेकी वृद्धि ओर विकासके लिए आगे 
चलकर गांधीजीने उपवास ओर अल्पादह्यर भी शुरु कर दिये ओर 
स्वाद तथा तृष्णाको तिछाजलि दे ढी। भोजन? अब केवल आरोग्य 
ओर सयमकी हृष्टिसे किया जाने लगा। भोजनमे से चाय 
ढाल ओर नमक तकका परित्याग कर दिया गया। सयमका 


4. थ। वणवाशा एश70६ , 99 ] ]. 0००5०, 99 77 
५घ८ 


महात्मा गाधी 


खातिर गाय व भसका दूध तक छोड दिया गया लेकिन वादसें 
आवश्यक होजानेसे शा? # दवाब पर गावीजी को बकरी का 
दूध पीना स्वीकार लेना पडा । संत्तेपसे रवाहु भोजन और 
अन्न आदि का गांधीजीने परित्याग कर व्या था, और ज्यागतर 
अब वे मामूली फलोंके आहार पर ही रहने 


अकार ससारकी सेवाके लिये अपनेको योग्य, सबत्त 
ओर सप्मक्त एहिक सखों ओर 


उच्छ, होन एक अबरो समभकर त्याग देना आर ठुकरा देना 
3९ एकके अधिकारकी ती । इसीलि 


चष्ठ 
है, भाधी हरएकके जैसा नहीं, अपने ही जसा एक ह। 


सेनापति गांधी 
महान्‌ सत्याग्रह-युद्धका उदयारम्भ 


अध्याय ९ 


गांधीजीकी कब मालूम था कि प्रथमत+ दक्षिण अफ्रीकासे 

उनको राष्ट्रका सेनापति होकर महान सत्याग्रह यद्धका 
सचालन करना पड़ेगा ? सत्याश्रहके अहिसात्मक यद्धमे पड़नेकी 
उन्होंने कभी कल्पना भी न की थी ? यह केवल परिस्थितियोंके 
प्रभावका परिणाम था कि उन्हें पश्चिमी पशुवछूसे भारतीय 
प्रतिष्ठा और भारतवासियोंके स्वाधिकारोंकी रक्षाके लिए; सेना- 
पति वनकर भारतीय स्वभाव ओर सस्कृतिके अनुरूप, स्नेह 
ओर सत्यके शल्लको लेकर जूझनेको वाध्य होना पडा ! ये 
परिस्थितियाँ क्‍या थी ? 


रगंदेप-... 


पश्चिमकी गोरी जातियाँ एशियाकी काली जातियासे 
हमेशासे घृणा करती रही है। आज भी यही हार है ओर 
जिस समयका हम उल्लेख कर रहे है, उस समयमे तो रग-क्वप 
अपनी सीमा पर पहुचा हुआ था । अतः इस घृणाके कारण 
दक्षिण अफ्रीकाके गोरे एशियावासियों से चिढते वा कुढते रहते थे 
आर जिस किसी प्रकारसे उन्हे दवानेकी सोचा करते थे। उन्हें 


१७० 


महात्मा गाधी 


एशिया ओर भारतके छोगोंसे एक, प्रकारकी घृणायुक्त चिढसी 
होगयी थी। इन छोगॉक संपर्कको थे अपनी सभ्यता और 
संस्कृतिक लिए अत्यन्त भयानक- ओर खतरनाक सममभने 
छगे थे। इसलिए गोरे नहीं चाहते थे कि भारतीय एक 'स्वतन्र 
जाति'के रूपमे दक्षिण अफ्रीकामे वास करे । लेकिन भारतका 
आत्मगोरव? कया यह स्वीकार कर सकता था ? कभी भी नहीं! 
जिस भारतका इतिहास अपने गोरव, सम्मान ओर पग्रतिष्ठाकी 
रक्षाके लिए 'जोहरः के अनुपम वलिदानोसे परिपूर्ण है, उससे 
सम्मान? के मूल्य पर भल्य केसे सोदा वा समझौता हो सकता 
था ? अतः ढोनॉमें कगडा वढना अनिवाय था। 


अकेला-व्यापार--- 


काले रंगसे द्वप रखनेके अलावा गोरे वा अंग्रेज-ध्यापारी 
यह भी नही चाहते थे कि भारतीय दक्षिण अफ्रीकामे रहकर 
उनके एकमात्र व्यापारसे चिन्न उपस्थित करें । भारतीयोका 
व्यापार गोरे अपने व्यापारिक टहितोंके लिए हानिकारक सममते 
थे। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग दक्षिण 
अफ्रीकामे घुस ओर अपना मनमाना व्यापार किया करे । वे 
तो दक्षिण अफ्रीकामे अपना ही अकेला सार्वभाम व्यापार 
चाहते थे, जिससे वे स्वय बिना किसी रोक टोकके आस।नीसे 
अधिकसे अधिक घन इकट्ठा कर सके | अतः उन्हे यह केसे सहन 
होता कि अफ्रीकाके इस स्वच्छन्द व्यापारमे भारतीय भी 
हिस्सा ले । 

फलतः प्रमुसतया रग-द्वेप ओर स्वच्छुन्द व्यापार ये ही दो 
कारण थ, जिनके हित त्रिटिय सत्ताधारियोंने यह निर्णय झिया 


१७१ 


थुग-पुंरुष 


था कि भविष्यमे ट्रान्संवालसे नये आनेवाले भारतीयोंको प्रवेश 
न करने दिया जाय और जो पुराने भारतीय वहाँ पहिलेसे 
माजूद है, उनकी स्थिति ऐसी दीन-हीन और कंटकाकीणों बना 
दिया जाय कि वे खुद वखुद ऊबकर, घबड़ाकर, ओर भयातुर 
होकर टान्सवाल छोड़कर भाग खड़े हों ओर अगर इतने पर भी 
भागे नहीं तो नन्‍्यूनाधिक रूपसे मजदूर वनकर ही वहाँ रहने पावे । 


| 


ज्य्ठ्ता आए 'गांखा--८ [4 हा हि ५ ५ 


इतिहास वतलाता हे कि अपने ऐच्छिक उद्देश्योंकी पूर्तिके 
लिए पश्चिमके सत्ताधिकारी सबंदासे अमानुषिक नियमों वा 
कानूनोाका सहारा लेते । दक्षिणके गोरोने'भी अफ्रीकामे 
यही किया । सन्‌ १८८५ में वहाँ एक ऐसा कानून वनाया गया 
जिसके अनुसार यह तय हुआ था कि जो ऐशियावासी दक्षिण 
अफ्रीका व्यापार करें, वे पहिले एक निश्चित फीस देकर अपनी 
रजिस्टी करा छे आर नगरोंके कुछ विशेष भागोमे ही निवास 
किया करे जिससे कि उनके ससगे ओर संपकंके दूपणसे 
गोरामे किसी प्रकारकी व्याधि न फलने पावे ! इस कानून तथा 
अन्य अकारकी त्रिटिश सत्ताधारियोकी ज्यादतियाँसे भारतीय 
वहुत असन्तुष्ट हो रहे थे, लेकिन मुक्तिका उन्हें कोई भी मागे 
सूझ न पड़ रहा था । 

बोअर यद्ध आया, और समय ने ऐसा पलटा खाया कि जिन्हे 
घृरित समझा जाता था, उन्हीं भारतीयोंके सहयोगकी अग्नजों 
की आवज्यकता हो आई! भारतीयोने भी परम उदारताके 
साथ गाधीजीके नेठत्वमे विना किसी हिचकके उन्हें मदद 

श्ष२ 


महात्मा गाधी 


पहुंचाई। भारतीयोकी इस मददसे खुध् होकर मिटिशदाहीके 
चाधिकारियांने तव उछल-पुछल कर यहा तक कहना शुरू 
किया कि भारतीयोकी दुलंधाका असली कारण यह लड़ाई ही 
है, ओर इसलिए जहा विजय हुई ओर टान्सवाल पुनः ब्रिटिश 
कॉलोनी हुआ कि भारतीयोंके तमाम दुख-दर्ढ दूर हो जायेगे; 
आर पुराने समयके वने कानून भारतीयॉपर आगे कभी नही 
लागू किये जायेंगे आदि ' 


रे 


किन्तु अन्त में मालूम हुआ कि यह सब धोखा था, 
प्रतारणा थी | रम-ट्वेपी आर अर्थ-छोभी गोरोंने छद़ाई जीतनेके 
वाद अपने सारे कायदोंकोी भूछाकर भारतीयोंकी सुखद 
भविष्यकी सुन्दर कल्पनाओ और आशाओ पर एंकद्स पानी 
फेर दिया। जिस १८८८ के अन्यायी कानून को तोडनेका 
मुक्त-व्वनिसे वायदा किया गया था, वह फिरस भारतीयों पर 
निदंयताके साथ छाद दिया गया तथा टान्सवालमे भारतीयाके 
प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई । इस प्रतिबन्धके परिणामसे 
भारतीय अब विना सरकारी 'परवाने? के हासिल किये द्वान्स- 
वालमे प्रवेश न पा सकते थे। दिखानेके लिए 'परवाने! का 
नियम गोरोंके लिए भी था, किन्तु उन्हें तो मॉगते ही परवाना मिल 
जाता था, लेकिन भारतीयोके लिए परवाना पाना एक नितान्त 
कठिन समस्या थी। भारतीयोको दिक ओर परेशान करनेके 
लिए तथा प्रतिबन्धकी सख्तीसे बरतनेके लिए भारतीयोके 
खातिर ट्रान्सबालमे एक नये प्रकारका एजियाटिक महकमा भी 
सोल दिया गया था। यह एक बिल्कुल नयी सी बात थी! 
इस भसहकसे ओर उसकी ज्यादतियोंका पिंछले अध्यायमे डैँछ 


१७३ 


युग-पुरुष 


वरणोन किया जा चुका हे । यहाँ पर हम केवल यह इंगित कर 
देना चाहते है कि 'परवाने? की पद्धति गोरोके लिए कुछ समय 
वाद विलकुल बन्द कर दी गई थी, किन्तु भारतीयोके लिए वह 
धपरवाने? का कानून बराबर उसी तरह जारी रहा ओर इसका 
कारण स्पष्ट था, 'भारतीयोको ट्रान्सवालमे न आने देना ओर न 
रहने देना! ।- न 


१३ 


ओर इसी उद्देश्यकी पूर्तिक लिए हमारा पूर्व परिचित 
एशियाठिक विभाग ट्रान्सवालमें खड़ा किया गया था। इस 
एशियाटिक विभागका काय ऐसे सख्त ओर अपमानजनक 
कानून रचना ओर बनाना था, जिससे भारतीयोका ट्रान्स- 
चालमे अवेश पाना और. रहना दोनो कठिन हो जॉय। 
पिछले अध्यायमें एशियाटिक विभागकी दुष्टवा पर प्रकाश डाछते 
हुए हम वतछा चुके हैं कि उक्त विभागमे गोरे अधिकारी 'पर- 
वाना? देनेमे किस बुरी तरहसे भारतीयोंकों सताया करते थे । 


. उनकी ये दुष्टतताएँ ओर ज्यादतियां रुकनेका नाम न लेती 
थी। सन्‌ १९०६ से एशियाटिक विभागके एक अधिकारी मि० 
लायनल कर्टिसकी सलाहपर भारतीयोंकी जलील करनेके लिए 
परवानाका स्वरूप आदि भी अपमानजनक कर दिया गया। 
सि० कर्टिस आदिकी रायके अनुसार यह तय हुआ कि परवानो 
पर प्रत्येक भारतीयके दस्तखत या अगूठेकी निशानी ली जावे । 
परवानेका' यह नियम बहुत ही अपमान पूरो था। भारवीयोंको 
इस नये नियमके अलुसार- रजिस्ट्री आफिसमे जाकर चोरों, 
बदमाशों, ओर १० नम्बरी गुण्डे तथा अपराधियोंकी, तरह 
अपने अंगठेके निशान देने वा शिनास्तके छिए तम्बीर खिंचानी 

श्५४ 


महात्मा गाधी 


ज़रूरी कर दी गई थीं ।' अतः भारतीय--हिन्दू तथा मुसलमान 
सभी इस नये परवाने'से ज्लुव्ध हो उठे--किन्तु उन्होंने यह 
सोचकर कि कही उनके सिर पर ओर दूसरे अकुश न कील 
दिये जावें, नवीन परवानोंको लेना स्वीकार कर लिया, यद्यपि 
कानूनकी दृष्टिसे इन नये परवानोंकों लेनेके लिए वे बाध्य न थे । 
भारतीयोंका यह भी खयाल था कि उनके इस व्यवह्यरसे शायद 
गोरी हुकूमत यह समझ सकेगी कि भारतवासी “ट्रान्सवालके 
किसी भी काॉनूनका उल्लघन नहीं करना चाहते , ओर परिणामतः 
सरकार उनके इस व्यवहारसे खुश होकर उन्हें प्यार करने 
लगेगी, उनका आदर करेगी ओर उन्हें उनके नागरिक हक़ 
प्रदान कर देगी १? किन्तु उन्हें क्या मालूम था कि अफ्रीकाकी 
स्वार्थी गोरी सरकार भलाईका बदला बुराईमे चुकायेगी ? 


खना कानुन-+-- 


नवीन कानूनोके स्वीकार कर लेनेपर गांधीजी ओर दसरे 
भारतीय नेताओंका विश्वास था कि अब सरकार हिन्दुस्तानियों- 
को आगे न सतायेगी। किन्तु यह भी विलकुल भ्रम ही साबित 
हुआ । गाधीजी अभी जुलू-विद्रोहमे सेवादलके काय ही मे छंगे थे 
कि ट्रान्सवालसे उन्हें खबर मिली कि हिन्दुस्तानियॉके विरुद्ध 
एक ओर एशियाटिक कानूनका मसोदा तयार किया गया है, 


ओर उस मसंदिके अनुसार वहाँ ( ट्रास्सवाल ) की धारा सभामे 
पेश करनेके लिए एक बिल बनाकर उसे शण० अगस्त १९०६ के 





किन +5 


१ दलिण अफ्रीका़ा सत्याग्रह अनु' गोयदे प्र० सस्ता साहित्य 
मण्डल पृ० १३७-१३८ 


श्ड्प 


युग-पुरुष 


सरकारी गजटमें प्रकाशित भी कर दिया गया है। इस खेदपूर्ण 
समाचारके मिलनेसे गाधीजी अकुला उठे, ओर जल्दीसे 
फिनिक्सके अपने संगी-साथियोसे मिल-मुछाकर जोहान्सबर्गके 
लिए चल पड़े । कह र 


निःसन्देह उपरोक्त बिलकी शर्तें बहुत ही भयंकर ओर गके 

कर देनेवाली थी । उसके पास होने ओर कानून बननेका स्पष्ट 
अर्थ था, भारतीयोंका दक्षिण अफ्रीकासे समूल विनाश ! इस 
भर्यंकर कानूनकी शर्तें इस प्रकारसे थीः--(१) ट्रान्सवालमे 
वसनेकी इच्छा करने वाले हर एक भारतीय पुरुष, स्री और 
आठ या आठ वर्षसे ऊपर वाले वालक या बालिकाको एशियाई 
दफ्तरमे अपना नाम लिखाकर परवाना प्राप्त करना, ओर पुराने 
परवानोंको अधिकारीको लौटा देना, (२) नाम लिखनेकी अर्जामि 
अपना नाम, स्थान, जाति, उम्र आदिका पूरा व्योरा देना, (३) 
शरीरकी मुख्य निशानियॉंको नोट कराना, और तमाम उंगलियों 
तथा दोनों अंगुठोंकी छाप देना, (2) जो नियत समयके भीतर 
इस भकारकी अर्जी न दे, उन भारतीय ख्री-पुरुषाका ट्रान्सवालमे 
रहनेका हक रद कर दिया जाना, (५) अर्जी न करना एक अप- 
राध माना जाना जिसके लिये जुर्माना, जेल वा देशनिकाले की 
सजा भी दी जा सकती है, (६) वच्चोकी तरफसे माता-पिताको 

अर्जी देना होगा, (७) अर्जीदारको अपने परवाने हर किसी 
पुलिस अधिकारीको जहाँ ओर जिस वक्त मांगे, फोरन हाजिर 
कर देना चाहिये, वरना उसे जुमोना अथवा केदकी सजा दी 

जा सकती है, (८) परवाना जॉचनेके लिये अधिकारी लोग 

भारतीयोंके मकानमे भी घुस जा सकते हैं। (९) जो भी भार- 


१७६ 


सहात्मा गांधी 


तीय वाहरसे टान्सवालमे आवे, वे अपने परवाने उन्न अधि: 
कारियॉंकोी जरूर दिखला ठे, जो उन्हें देखना चाहे, (१०) 
सरकारी अदालत आदियोमे -जानेपर किसी भी भारतीयसे 
वहॉका अविकारी परवाना मॉग सकता है, (११) किसी अधि- 
कारीके परवाना मागनेपर वतानेमे इनकार करना जुम हे, 
जिसके लिये कोट इनकार करने वाले आरतीयकों जुमौना तथा 
केद तककी सजा दे सकता है । 
गावी इस अनीतिपूर्ण कानूनको देखकर स्तव्ध हो उठे । 
उन्हे आश्रय हुआ कि मनुष्य अपने स्वाथ' साधनके लिये ऐसे 
पाशविक नियमोंका भी रुूजन कर सकता हे! थे लिखते हे 
“मुझे जरा भी खयाल न था कि संसारके किसी भी हिस्सेमे 
स्वतन्त्र मनुष्योंके लिये इस प्रकारका कोई कानून हो सकता है? 
वे विस्मित और चकित थे कि सारी भारतीय कोमको दक्षिण 
अफ्रीकाके गोरे 'जुर्मीः समझ वेठे हैं, क्योंकि उपरोक्त कानूनके 
अनुसार उगलियोंकी छाप, गाधीजी लिखते है “केवल जम 
करने वालॉसे दी ली जाती हू । इसलिये जबवरवस्ती उगलियाकी 
छाप लेनेकी बात मुमे चडी ही भयंकर मालूम हई। स्लियोंके 
तथा सोलह वर्षके भीतरके वच्चोंके परवाने लेनेकी प्रथा भी 
कानूनमे पहले पहल ही दजे हुई थी |” 
निःसन्देह इस भयकर कानूनका स्पष्ट हेतु यही था कि 
भारतीयोंकी इस तरहसे तग किया जाय कि वे स्वयमेव टान्स- 
चालसे भाग खडे हों। माधीजी ओर भारतीय छोग गोरी 
सरकारकी इस मशाकों सून समझते थे आर यह भी जानते थे 
कि यदि उक्त बिछ॒ पास हो गया ओर भारतीयोंने उसके सामने 
श्र १्5्ड 


' थुग-पुरुप 


'सिर क्ुका दिया तो सारे दक्षिण अफ्रीकामें ही उसका अनुकरण 
किया जायेगा, ओर परिणामतः सारे दक्षिण अफ्रीकामें भारतीय 
कहीं पर भी न रहने पायेगे--उनका पूरा अस्तित्व ही मिट 
जायगा। अतः दक्षिण अफ्रीकासे इस पकार वेइज्त होकर 
भगाया ओर मिटाया जाना भारतवषकी 'प्रतिधाके लिए गाधी- 
जीको अत्यन्त घातक मालूम दिया। फलेतें! स्वभिमानी गाधी 

अब गंभीरतासे राष्टको इस प्रकार अपमानित ओर अम्नतिपष्ठित 
करनेवाले इस खूनी कानूनःको पास न होने देनेका उपाय 
सोचने लगे | 


जाहान्सव्गप [वर सभाू---- | 5 


पहले अफ्रीकाके कुछ गणमान्य भारतीयोंकों वुछाकर गांधीजी 
मे इस खूनत्ती कानूनकी उनसे चचोकी ओर उन्हे भली प्रकारसे 
उक्त कानूनको श्रत्येक वारीकियोंको समझआया। “इस कानूनकी 
पाशविकता ओर भयकरताको समझा लेने पर भारेतीय वेतहाशा 
विगड़ उठे । उनके आवेशका ठिकाना न रहा। लेकिन उनके 
आवेशको नमें करते हुए गावीजीने उन्हे शान्ति और धीरजके 
साथ कानूनके पेचीदे मामले पर विचार- करनेकी सल्यह दी। 
आवेश ओर उद्देग भरे मस्तिष्क वा हृदयसे कमी कोई काम 
ठीक ढगसे नही हुआ करता, गाधीजी इसे खूब समभते थे। 
उतावलापन गाधीजीको प्रकृतितः पसन्द नहीं रहा हे। अतः 
गाधीजीने भारतीयॉके आवेदको द्वाते हुए कह्य कि “इस विलका 
यही हेतु मालूम होता है कि यहाँ ( अफ्रीका ) से हमारा अस्तित्व 
ही मिटा दिया जाय। यह कानून कोई आखिरी सीढी नहीं है । 


१७८ 


महात्मा गांधी 


बल्कि हमे कष्ट दकर भगा देनेकी पहछा सीढी है।" इसलिए 
हमार सिर पर केवल ट्रान्सवालमे वसने वाले १०-१५ हजार 





१--गावीचीऊे कथनमें झ्तिना सत्य था, बह दक्षिण अफ्रीका 
होनिवाली आज तकक्री घव्नाअंसे प्रत्यन्ष है १९२१-२२ में मेटल सर- 
कारने तीन ऐसे आटिनेन्स पास किये जिनसे भारतीय व्यापारको धक्का 
पहुचा, भारतीयोकी स्थुन्सिपलिटीके अधिकारंसि वचित कर दिया गया 
ओर यूरोपियन क्षेत्र उन्हें वसनेसे रोक दिया गया । 


१९२४ में भारतीवोफों तग करनेके छिए. एशिया रिजर्वेशन बिल, 
इमिगरेशन और रजिस्ट्रेशन ब्रिलकी तजबीज पेश हुई । १९३० में टा० 
मलानने द्वान्सवाल लन्ड टिन्योर त्रिछ पेश किया जो १९३२ में पास 
हुआ, यद्यत्ि १९३६ ,में होफमेयरकी वजहसे उसमे कुछ छुघार कर दिये 
गये । उसी साल सलमस ऐक्ट भी पास हुआ जिससे गरीब भारतीयोंकों 
सूत्र तग होना पढ़ा । १९३५ में श्री स्थग्फोर्डके जरिये एशियाटिक- 
ब्रिल पेश हुआ । सन्‌ १६४३ में जनरछ स्मट्स द्वारा पेगिंग ऐक्ट और 
१९४६ मे धिये ब्रिंछ पास हुआ लिसके कारण श्राज भारतवासी दक्षिण 
अफ्रीकार्मे जीयन ओर मरणऊे सघर्पम फेंसे हुए हू । 


पूर्वी अफ्रीससे भारतीयोंको उसाड़ फेंकनेफ़ें छिए इस समय वहाँ 
भारतोयोऊे विरुद्ध पूर्वी अफ्राका प्रवेश त्रिड” पास करनेकी तजयीज हो 
रही है । इसे दकवानेके लिए वहाँ व्यापारी सबके अध्यक्षने हाल ही 
में ( १७ दिसम्बर १९४७ के वम्बईसे यह समाचार प्रकशित हुआ है ) 
मदात्मा गाषी और प० नेदरुसे तार भेजा है कि व्रिट्शि सरकास्से 
अप्रीछ वीजाय कि गोरा मेज सम्मेलन या झादहदी स्मीथनकी नियुक्ति होने 
तऊ पूर्वी अफ्रीका प्रदेश हिल स्थग्रित सपा जाय। क्योंड्लि यद शिद् 


र८€्‌ 


युग-पुरुष 


भारतीयोका ही नही, बल्कि दक्षिण अफ्रीका भरके तमाम भार- 
तीयोंकी जिम्मेदारी है। ओर अगर हम इस विलका अर्थ अच्छी 
तरह समझ ले तबतो सारे भारतवर्षकी अतिष्ठाकी जवाबदारी 
भी हमारे सिर पर आती हे। क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता 
कि इस विलसे केवल हमारा ही अपमान होगा, बल्कि हसमे तो 
सारे मारतवपका अपमान है। अपमानका मतलब ही यह है 
कि निर्दोष मनुष्यका सान-भंग किया जाय ॥?" 

ऐसी स्थितिमे आवेश ओर आवेगको छोडकर गाधीजीने 
भारतीयोंकों गंभीरता ओर विवेकके साथ कारये केरनेकी सलाह 
दी ओर सचेत कियाकि “इस कठिन ग्रसंग पर अगर हम जल्द- 
बाजी करेंगे, अधीरता दिखायेंगे, ऋद्ध हो जायेगे तो हम उसके 
हारा इस हमलेसे अपनी रक्षा न कर सकेगे। - पर यदि शझाति: 


पास होकर कानून बन गया ती इससे पूर्वी अ्फ्रीकार्मे न फेवल भारतीयों 
का प्रवेश बन्द हो जायया, बदिक उनके . व्यापार आठिको भो गहरा 
घकका छंगेगा । 

इस समय ( जनवरी १९४८ ) इमीगरेशन ऐक्टके विरद्ध दक्तिण 
भफ्रीकामे सत्यामह चल रहा है। नेटालके सत्याग्रही रोज द्वान्सवालकी 
सीमाको लाँधकर वहाँ प्रवेश करते जा रहे हैं। ईश्वर जाने गोरे अन्याय 
का कत्र खातमा होगा! ताजू्जुच तो यह हैं कि हिटकरकों घुरा-भछा 
कहने वाले आज स्वयं कमजोरो और दूसरो पर 'हिटछर शाही 
बरत रहे है । | 

१--दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह, अनु, बेजनाथ जगन्नाथ मोयदे 

पृष्ठ १४५-१४६. 
१८० 


हात्मा गाधी 


पथचक उसका उपाय ढूँढेगे, वक्त पर उसका अवलम्बन करेगे, 
एकता पूर्वक रहेंगे, ओर अपमानका अतीकार करते हुए जो 
मुसीवते आबे, उनका स्वागत करेंग, तो मुझे तो विग्वास है कि 
स्वयं परमात्सा ही हमारी सहायता करेगे |? 8. 
गाधीजीकी इस विवेकपूर्ण सछाहकी मानकर भारतीय 
नेताओंने अन्तमे यह निश्चय किया कि उपरोक्त खूनी कानूनके 
विपयमे गाभीयपू्वेक सोचनें-विचारनेके लिए भारतीयोकी 'एक 
विराट सभा की जाय ! यह निएइचय सबको पसन्द आया, 
आर इसलिए सभाको  बुलानेके लिए यहूदियोंकी एक नाख्य- 
शाला भी किराये पर ले ली गई । इस सभामे भारतीय लोग 
गावीजीका आह्वान पाकर खूब वडी सस्यामे शामिल हुए । 
सभामे शामिल होनेके लिये ट्रान्सवाल के विभिन्न शहरोंसे भी 
प्रतिनिधि घुछाये गये थे। अतः सभाके दिन सारी नाव्यशाला 
भारतीयोंसे खचाखच भर उठी | इस सभाके अध्यक्ष ट्रान्सवाल 
ब्रिटिश इन्डियन ऐसोशियेशनके अधिपति मि० अब्दुलगनी 
नियुक्त किये गये । । ह 
इस महती सभामे श्रथम ग्राधीजीने बिलके विरोधमे एक 
प्रस्ताव रखा जिसका आशय यह था--इस विल्का विशेध 
फरनेके लिए तमाम उपायोंका अवलम्बन किया जाय, पर 
यदि इतने पर भी यह पास हो ही जाय तो भारतीयोको उसके 
आगे सिर न कुकाना चाहिए, ओर इस अवलाके फलस्वरुप 
जो जो भी दु-ख सहने पढ़े, वे सव सहे जायें |! इस प्रस्तावका 
सबने जोरोंस स्वागत किया । भारतीय वक्ताओंमे से सेठ हाजी 
हवीबने इघ्बरकी दुह्मईफे साथ पस्तावका समर्थन करते हुए 


१८१ 


युग-पुरुष 


यहा तक कहाकि “परमात्माको साक्षी करके हमे इस प्रस्तावको 
स्वीकृत करना हे में इस सजछिससे भी यही सिफारिश 
करता हु कि वह भी अल्लाहको साक्षी करके इसी प्रकार 
अतिज्ञा ले ।? ; 
यकायक ईश्वरका नाम ल्लेकर इस ग्रकार प्रतिज्ञा करने ओर 
करानेकी छलछकारने गाधीजीके हृदयमे एक तूफानसा पेदा कर 
दिया ! इस भ्रतिज्ञाकी बात कहे जानेसे पूर्व गाधीजी ठीक तरह 
से प्रस्तावके वारेमें अपना वा देशवासियोके कतेंव्या-कतेव्यको 
ठीक तरहसे निश्चित न कर सके थे ।. किन्तु ईश्वरके नामंपर 
सेठ हवीब द्वारा प्तिज्ञाकी आवाजने उन्हें चेता सा दिया ' 
उनका अतर मानो “ईश्वरःके नाम लिये जानेसे जाग सा उठा | 
सहात्मा होनेके बादसे गाधीजीको बहुधा अंतरकी प्रेरणा ही 
चेताती रही है, लेकिन इस समय उनको चेतानेवाली प्रेरणा 
अन्तरसे नहीं, वाहरसे मिली थी |! यह प्रेरणा सेठ हबीबके 
थनस ऊर्जित हुई थी। 


गाधीजीने लिखा है कि विज्ञषके “समर्थेनममे ओर भी कई 
जोशीले भाषण हुये थे । पर जब सेठ हवीव वोलते-बोलते कसम 
खाने पर आये तब में एकदम सावधान हो गया ! बस उसी 
समय मुझे अपनी ओर कोमकी जिम्मेदारीका पूरा-पुरा खयाल 
हुआ ..? 


प्रस्ताव केवल पास करनेके लिये दी नहीं होने चाहिये, 

किन्तु उनपर चलता भी जरुरी है, नही तो उससे प्रतिज्ञा तोडनेका 

पाप होता है, गाधीजी इस वातको पूरी तरह समझते थे ! स्वय 

गांधीजीने अभीतक प्रतिज्ञा करने ओर छोगोंसे -भी प्रतिन्ना 
श्टर 


महात्मा गाघी 


अतिन्ा? करवाते की ठानी! लेकिन अतिन्ना करानेसे 

पहले उन्होंने निः्वय किया कि “जनताको उसके तमाम परिणामों- 
परिचित करा देना चाहिये, प्रतिजाका अर्थ स्पष्ट रुप से उसे- 

पमरभका देना चाहिये ओर इतने पर भी यदि वह अतिता करे तो 
उसका सहपे स्वागत करना चाहिये। और अगर न करे तो मुझे 
मम लेना चाहिये कवि छोग अभी अंतिम कसौटी पर चढनेके 
लिये तैयार नहीं हुये 9 

इस निश्चय के अतुसार गाधीजीने अब अपने को 
जाचता ओर टटोत्नना शुक्त किया | गावीजीकी यह भी एक 
महान विशेषता है कि थे अपने पीछे लोगोंको कभी वहकाकर 
या धोखे भे डालकर ले जाना पसन> नहीं किया करते | उनको 
है कारों व भूठे नेतृत्वका कभी ओक नहीं रहा ! वे तो हमेशा सेवक 
रूपसे रहे हैं. और उसलिये अपने साथ निरहकारी, सच्चे ओर 
त्यागी अतधारियोंको हो चाहते रहे हैं! इसी उसूल पर चलते 
हुये उन्होंने पहिले उसका कठिन सर्प 
खुले आर भचग्रद इच्गेमे जाहिर कर दिया ! 


भारतायोंको सम्बोधित करते हुये उन्होंने क्हाकियवेह्ी लोग 
कसम ३8 अपनेमे कसम खानेरी भक्ति अतीत करे । केसम- 
के झुपरिणामों पर्‌ जाधव डाठते हुए गाधीजी ते पतलाया कि 
“यदि अधिफाश भारतीय कसम खाय ओर अपनी-अपनी फेसम 


युग-पुरुष 


जाय तो फोरन्‌ रद हो जाय | ” पर इस आशापूर्ण चित्रके साथ 
गाधीजी ने नेराइयपूरों गत्तेकी ओर भी छोगोका ध्यान खीचा, 
ओर स्पष्टतया यह बतला दिया कि 'दूसरी तरफसे केवल निराशा- 
वादी बनकर कसम खानेके लिये भी उन्हें तेयार रहना चाहिये ? 
ओर तब गाधीजी ने जनताओरे सामने होने-वाले संघपके कड़वे 
आर कठोर परिणाम पेश किये--“हमे जेलमें जाना होगा , वहा 
अपमान सहन करना होगा, भूख-प्यास ओर धूप भी सहना 
होगा: सख्त मजदूरी करनी पड़ेगी। उद्धव दारोगाओंके हाथकी 
मार भी खानी पड़े तो आइचर्य नही | जुमौना होगा ओर कु्कीमे 
माछ असवाव भी विक जा सकता है । अथौत्‌ सक्षेपमें कहना 

तो आश्चर्य नहीं कि आप जितने दुःखकी कल्पना कर सकते 
हों, वे सभी हमे सहने पडें, ओर समझदारी तो इसी में हे कि 
हरणक आदमसीको यही सोचकर अतिज्ञा लेनी चाहिये कि यह 
सब अकेले मुकीको सहना पड़ेगा ।? ओर ऐसा होने पर गाधी 
जीने उन्हें इस वातका पूरा विश्वास दिलाया कि विजय हमारी 
ही होगी, क्‍योंकि उन्होने कहा--“यह तो में हिम्मत ओर 
सिश्चयके साथ कह सकता हू कि जब तक अपनी ग्रतिज्षापर 
हढ़ रहने वाले मुट्टरीमर आदमी भी बने, रहेगे, तवतक इस 


युद्धणा अंत एकही प्रकारसे हो सकता हु अर्थात्‌ हमारी ही 
जीत होगी ४ 


स्मरण रखिये कि गाधीजी के नेदत्व की महानता इसी बातमें 

है कि वे दूसरोंको ही किसी कार्यविशेष के लिये प्रेरित नहीं 

करते, किन्तु स्वयं भी वे उस कार्यके पीछे होते हे, जिसके पीछे 

चलनेको वे दसरॉोको आसमत्रित किया करते हैं ! वे अपने उठाये 

हये कार्यकी सबसे बडी जिम्मेदारी वस्तुतः अपने पर ही 
१८४७ 


महात्मा गावी 


सममते है । उपरोक्त अबसर पर अपनी जिस्मेदारों पर 
प्रकाश डालते हुये उन्हाने उद्घोपषित किया--“यद्यपि से आपको 
प्रतिन्ना लेनेसे सामने आनेचाली कठिनाइया दिखा रहा हें 
तथापि में आपको अतिज्ना लेनेके छिये प्रेरित भी कर रहा हैँ । 
इसमे में अपनी जिम्मेदारी वरावर समता हैँ। हो सकता 
है कि आवेश या रोपके कारण इस सभाका बहत बड़ा हिस्सा ह्ेस्सा 
प्रतित्ा करे, पर भुसीवत्के समय कमजोर साबित हो ओर 
आखिरी ताप सहन करनेके लिये मुट्ठी भर आदमी हो रह 
जांब ॥!! 
अतः वचनोंमे दृढ़ ओर आत्मविध्वास पर अटल 
आस्था रखनेवाले गाधीने ढ़ ओर लौह शब्दोंमे छोगोंको जतला 
दिया कि एसी स्थितिमे “मेरे जैसे आदसीके लिये तो फेचल 
एक ही रास्ता बचा ह--मर मिटना, पर इस कानूनके वश न 
होना। में तो यह भी मानता हैँ कि कर्तव्य कीजिये--यच्यपि ऐसा 
होने की जरा भी सभावना नहीं तथापि मान लीलिए--कि सभा 
फिसलछ पड ओर अफ्ला में ही रह जाऊ तथापि मुझे यह पूरा 
विश्वाञ है कि उस हालत मे भी मुझसे प्रतिज्ञाका भंग कदापि 
नहीं हो सकता ।? ओर फिर याधीजीने झुड कर सच पर बंठे 
ये नेताओंकी ओर देखते हुये कहा कि जो कुछ उन्होने कहा 
ह उसे कोई थोथा घसड न सममे, किन्तु यह सब “इस सच 
पर चठे नेताओंकों सावधान क्रनेके लिये कहा गया है । अपना 
उदाहरण लेकर नेताओंको मे विनयपूर्वक यह कहना चाहता ह़ 
अगर आपके यह शक्ति न हो कि आपके केचल अफ्ले रह 
जान पर आप उस पर इृढठ न रह सकेंगे तो वह प्रतितन्ता मत 
फ्रीजिये ॥१ 


श्टड 


छर 


युग-पुरुप 
लेकिन आगत संकटो ओर विपत्तियोका इतना विराट रूप 
दिखलाने पर भी पूरी सभाने खड़े होकर ओर परमात्माकी 
साक्षी देकर हपे॑ ओर स्वच्छन्द्ताके साथ प्रतिज्ञा छी कि यदि 
कानून पास भी हो गया तो हम उसके आगे सिर न ऊ्रुकावेंगे । 
इस शतिज्ञा ओर जनताके अद॒म्यं तथा अपू् उत्साहका गाधीजीके 
हृदयपर वड़ा ही अमिट प्रभाव पडा। उस ग्रभावोत्पादक दृश्यका 
उल्लेख करते हुये गांधीजी लिखते है कि. “यह दृश्य ऐसा था 
कि में उसे कभी भूल नहीं सकता ।” १ इस विराट सभाके बाद 
दत्षिण अफ्रीकाके भारतीय कायकताओन सर्वत्र जगह-जगह खूनी 
कानूनके विरोधमें सभायेकीं ओर लोगोसे प्रतिज्ञा करवाई। देखते 
ही देखते सारा दक्षिण अफ्रीका इन प्रतिज्ञाओकी ज्वाल्यसे प्रज्वलछित 
हो उठा ओर छोग आगत 'सघपषे? की वाट जोहने छगे। 
इस प्रकार गांधीजीके नेतृत्वमे दक्षिण अफ्रीकामें प्रथमतः 
अपने अधिकारों और अन्यायके चिरुद्ध छडनेके लिये उस 
अन्दोलनका सूत्रपात्र हुआ जो आज ससारमे “सत्याग्रह'के 
'नामसे प्रसिद्ध है ओर जिस युद्ध-पद्धतिका अनुसरण कर भारत 
आज स्वतत्र हो गया है । 
संघप छेड़नेसे पू् शाति द्वारा मामला तय करने की गरजसे 
दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय नेताओने स्थानीय सरकारसे मिलनके 
लिये भी प्रयत्न किये ! एक भारतीय शिए्ट-मण्डछ ([2०7०/४४४०7) 
ओपनिवेशिक सचिव मि० डन्कनसे भी मिला। सचिवको 
भारतीयोकी प्रतिज्ञा के वारेमे भी सचेत किया गया। सेठ 
३. 5एब2स्‍शेी३ म। 50फ0 औैजफिट३, रे, 4, (एद्नात॥, 
पुपक्ा5 , 9ए "50जशाणते॥ 70९58, [70 469-770 
१८६ 


महात्मा गावी 


हाजी हवीवने, जो डेप्यटेशनके एक मेम्बर थे, खुले शब्दोंमे 
सचीबको यहा तक अगाह किया कि अगर मेरी ओऔरतकी 
उगंलियोंकी छाप लेनेके लिये कोई अविकारी' आवेगा तो ,,,उसे 
मैं जानसे मार डाछूंगा ओर खुद भी मर जाऊंगा ।! इस अदम्य 
साहसको देखकर सचिव घवरासा उठा। अतः शिषप्टमण्डलको 
आश्वस्त करते हुए उसने कहा कि ओरतोसे सम्बन्ध रखनेवाली 

धाराए' उठा ठी जावेगी , लेकिन बाकी कानूनको उन्हें भल- 
मनसाहतके साथ स्वीकार कर लेना चाहिये। शिप्ट-मडलने 
स्त्रियोंस सवध रखनेवाली धाराको ह॒ठानेका वायदा देनके लिये 
तो सचिवका आभार प्रकट किया पर कानूनकी शेप झतको 
मान लेनेकी उनकी नेक सलाह अपनानेसे साफ इन्कार 
कर दिया | 

स्वियां परसे खूनी कानूनकी शत्तेका हटाया जाना निःस- 
न्देह भारतीय आन्दोलनकी प्रथम विजय थी ! इस विजयसे 
भारतीय आन्दोलनको अक्ति ओर बल तो मिला ही, किन्तु यह 
भी प्रकट होगया कि होनेवाले आन्दोलनकी प्रखरताका गोरी 
सरकार भी अनुभव करने लगी हे । इसके अलावा भारतीयोंको 
यह विश्वास भी होगया कि सगठित होकर इृडतासे काय करने 
पर निम्वयपूवक किसी ओर कसी भी शक्तिफा सफलतापूर्वक 
मुकावला किया जा सकता है। निःसन्देह गाधीने उन्हें ऐक्यकी 
महिमा ओर आत्मकी अक्तिका अत्यक्ष दर्शन करा दिया था | 

आन्दोलनका नामकरणु--- 

आन्दोलनका इस प्रवार निश्चय कर लिये जाने पर 
गांवोज़ी अब उस बातकी चिन्ता करने लगे कि अपने 

श्८७ 


युग-पुरुष 


शान्तिसय अवज्ञा आन्दोलनका नाम क्या रखा जाय ? अतः पहले 
उन्होंने इस आन्दोलनका नाम “पैसिव रिजिस्टेन्स”? ( [2888ए० 
]१८४६६॥॥0 ) रखा। किन्तु इस नामसे वे संतुष्ट न हो सके, क्योंकि 
एक तो इस नामसे वह अथ पूर्णतया व्यक्त न होता था जो 
गाधीजी चाहते थे; ओर दूसरे वे अपने आन्दोलन को अगरेजी 
नामसे पुकारनेमें संकोच भी सारढूम कर रहे थे । फऋछतः 
गांधीजीने आन्दोलनके नामके लिये 'इडियन ओपीनियन” द्वारा 
भारतीयोसे सुझाव मांगे। इन सुमावोसे एक सुझाव श्री 
मगनलाल गाधीका था कि आन्दोलनका नाम “सदा ग्रह” रखा 
जाय। यह सुकाव गाधीजीको पसन्द आया | पर इस नामके 
८” को 'त!ः वनाकर ओर उसमे 'यः जोड़कर गाधीजीने 
“सदाग्रह” को “सत्याग्रह” से रुपान्तरित कर दिया। इस 
प्रकार सत्याग्रह शब्दका जन्म हुआ और गाधीजीके आन्दोलन 
सत्याग्रहकी संज्ञासे पुकारे जाने लगे । इस नामकी उपयुक्तताको 
सममाते हुए गांधीजीने लिखा है “सत्यके अदर शान्तिकों 
समाविष्ठट मानकर किसी भी वचस्तुके लिये आग्रह किया जाय तो 
इसमेंसे वल्न उत्पन्न होता हे । इसलिये “आग्रह” के द्वारा उसमें 
बलका भी समावेश करके भारतीय आन्दोलनका नामकरण 
“सत्याग्रहए अथोत्‌ सत्य ओर शझान्तिसे उत्पन्न होनेवाला 

बल? करके उसका प्रयोग शुरू कर दिया। तबसे इस युद्धको 

“पेसिव रिजिस्टन्सः?”? नामसे पुकारना वद कर दिया गया । 

“सत्याग्रह” के नामसे पुकारे जाने बाली वस्तुका आर सत्याग्रहका 

जन्स इस अकार हुआ है? ।* 


विज 





4 छत 9एए 472-473 
श्थ्८ 


महात्मा गांधी 
विलायतक डिप्युडेशन--- 


आरतीयोंके आन्दोलनकी धमकीसे स्रियों से संवध रखने 
वाली धाराए तो ओपनिवेशिक सचिवके वायदेके अनुसार 
कानूनसे हटा दी जा चुकी थी | लेकिन शेप कानून ?२ सितवर 
१९०६ को प्रायः उसी रूपसे पास कर दिया गया, जिस रूपमे 
मूलत वह अकाशित हुआ था । 

किन्तु भारतीय इससे निराश न हुये। वे हिम्मत बॉवकर 
वहॉकी गोरी सरकारसे जूभनेकों तयार हो चुके थे ओर 
केवल उपयुक्त अवसरकी वाट देखी जा रही थी। गाधीजीकी 
सलाह भी थी कि युद्ध छेडनेसे पूवे जितने बंध प्रयत्न 
हो सकते है, उन सबका पहले प्रयोग कर लिया जाना चाहिये । 
ट्रान्सवाल उस समय क्राउन कॉलोनी था । उक्त प्रकारकी कॉलोनी 
के कानून ओर उनके व्यवहारके लिये बडी सरकार उत्तरदायी 
रहती हं। इसलिये उनकी मजूरीके लिये कॉलोनीकी सरकारको 
वादशाहकी सम्मति लेना आवश्यक होता है । इसलिये गावीजीने 
युद्ध छेडनेसे पहले भारतीयॉंकों उपरोक्त खनी कानूनके विरोवमे 
एक डिप्यूटेशन वडी सरकारके पास इगलेड भेजने की सलाह 
दी। गाधीजीकी यह राय सबको पंसन्ठ आई ओर निश्चय 
हुआ कि ओपनिवेशोंके मत्री छा एल्गिन के पास भारतीयाकी 
ओरसे दो प्रतिनिधि इगलण्ड भेजे जॉय। इस निः्चयके 
अनुसार गाबीजी आर मि० हाजी वजीर अलीको जो टान्सबाल 
ऐसोसियेशनके भेम्वर थे, सबंसम्मतिसे इंगलेण्ड जानेक. लिए 
प्रतिनिधि चुन लिया गया। 


फलत+ अफ्तूचबर २०, १९०६ को गावीजी मि० हाजी बर्जीर 
१८५ 


युग-पुरुष 


अलीके साथ विलायत पहुचे, ओर तुरन्त ही वहाँ अपने काम 
पर लग गये । वह अर्जी जो उनको सचिव लाडे एल्गिनको देनी 
थी, छपवा ली गई। पर सचिवसे मिलनेसे पूर्व गांधीजी पहले 
दादा भाई नोरोजीसे जाकर मिले और उनके जरिये उन्होंने 
भारतीय राट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश कमिटीसे भी परिचय ग्राप्त कर 
लिया। दादाजीने गाधीजीको अपने आन्दोलनको बढाने ओर 
सजबूत करनेके खातिर सब पक्षोका सहयोग लेनेकी सलाह 
दी । यह सलाह गांधीजीको बहुत पसन्द आई, ओर इसलिए 
लहॉतक वन पडा, वे अपना पक्ष लेकर' सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
ओर दलोसे मिलनेका यत्न करते रहे । इसी सिलसिल्ेमे उन्होंले 
मैचेरजी भावनगरीसे भी मुल्ाकोत की, जिनसे उनको अपने 
कार्यमे यथेष्ठ सहयोग ग्राप्त हुआ। इसी तरह गांधीजी कई एक 
एंग्लो-इंडियन ओर पार्लियामेन्टके सदस्यों आदिसे भी अपने 
मामलेके विषयमे जाकर मिले ओर उन्हें अपने पश्षकी सारी 
वातों ओर दक्षिण अफ्रीकाकी वस्तु-स्थितिसे परिचित कराते 
रहे। दादा और भावनगरीने गांधीजीको यह सी सुझाया कि 
भारतीय डिप्यूटेशन जब लार्ड एल्गिनकों मिलने जाय तो सुवि- 
ख्यात एंग्लो-इडियन श्री लेपल ग्रीफन, जिनका इंगलेडमे काफी 
प्रभाव था, उनको भी साथ ले लिया जाय। गाधीजीने इस 
रायका सहत्व समझा और डिप्यूटेशनके साथ प्रीफनको शामिल 
होनेके लिये तयार कर छिया। अतः भेटके समय गाधीजी, 
हाजीके अलावा ग्रीफनको भी डिप्यूटेशनमे साथ लेकर एल्गिन 
तथा भारत-मंत्री श्री सोलेसे मिले। छाड्ड एल्गिनने बाहरी रुपसे 
डिप्यूटेशनके साथ खूब हमढ्दीं दिखलाई ओर उसके प्रति- 


निधियोंकोी वचन भी दिया कि उनसे जो कुछ बन पडेगा, वे 
५१९० 


महात्मा गावी 


अवश्य करेंगे। ला मोलने भी इसी प्रकार डिप्यूटेशनके प्रति 
अपनी सहानुभूति अ्कट की आर स्थितिस सुधार किय जानेका 
दिलासा दिया । पु 


स्थांड समिदिर्की स्थापना --- - 


इसी समय गाधीजीके मनमे यह खथार उठा कि बदि वे 
स्थाई सुपसे इगलण्डमे अपन पक्षका समर्थन चाहते है. तो उन्हें 
वहाँ पर दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंसे सहानुभूति रखने वाले 
छोगॉकी एक स्थाई समिति स्थापित कर लेनी चाहिये। इस 
निष्कर्ष पर पहिचकर उदचिण अफ्रीकाको वापिस लोटनसे पूर्व 
उन्होंने एक दिन सुबहको अमुख १०० सदस्योंको अपन यहाँ 
आपमत्रित किया आर अपना पक्ष तथा स्थाई समितिकी योजनाको 
उनके सामने रखा । इस योजनाको सभीने पसन्द किया और 
तुरन्त द्वी दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंके हित काम करनेके दिए 
साउथ अफ्रीका त्रिटिय इडियन कमेटी? ( $0णी) /वि९+ 
छिप्ध5॥ ॥44॥॥ (:0777702८० ) नामसे लनन्‍्दनमे एक सम्धा 
स्थापित कर दी गई जिसके पहले मन्नी मि० रिच नियुक्त हुये | 
इस कमिदीकी स्थापनासे जसा फ्रि गावीजीने सोचा था निःसदेह 
उनके आन्दालनके प्रचार कायम बडी सहायता मिली । 


इस प्रफार विलायतमे ५-६ सप्ताह निरन्तर आन्दोछनके 
कार्यमे व्यतीत करनेके पश्चात गाधीजी आर मि० हाजी वजीर 
अछी दक्षिण अफ्रीकाफ़ो लोट चले | मदिरामपहुचनेपर यकायक 
गांधीजीको मि० रिचका तार मिला ऊ्लि लार्ड एल्गिनने यह 
प्रफट किया ६ कि टान्सवालके एथियादिक एफ्टफों नामजूर 


१९१ 


' थुग-पुरुष 


करनेके लिये सचिव मडलने वादशाहसे सिफारिश कर दी है। 
गाधीजी ओर अछी इस खुश खबरीको पाकर स्वभावतः हर्पित 
हो उठे । अपने आन्दोछनकी इस सफलतासे उन्हें सचजुच' बडा 
ही सन्‍तोप और आनन्द हुआ। किन्तु सरल और निष्कपट 
गाधीको तब क्या मालूम था कि ब्रिटिश राजनीतिज्न बाहरसे 
क्या कहते है ओर भीतरसे क्‍या कर गुजरते है ? पर दृक्षिण 
अफ्रीका पहुँच जानेपर यह भेद भी गाधीजीसे छिपा न रह सका ! 


सत्याग्रहका आरम्भ 


अध्याय १० 
क्रटिश चाल-- 


गाधीजीको तो छाडे एल्गिनने यह आश्वासन दिया था कि 
वे उस खूनी कानूनकी मजूर न होने ठेंगे, लेकिन दूसरी तरफ 
उन्होंने ट्रान्सवाल सरकारके राजदूत सर रिचर्ड सालठोमनको 
यह सलाह दी क्रि जब तक ट्रान्सवाल टाउस कॉलोनी या 
सल्तनती सस्थान है, तव तक तो वे वादशाहकों एसे भेद भरे 
कानूनको पास न होने देनेकी ही सलाह दठेगे, पर जनवरी १९०७ 
का जब टद्रान्सबालको उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दे दिया जायगा, 
तब उस समय यदि यह कानून पुनः उत्तरवायित्वपू्ण शासनकी 
धारा सभामे स्वीकृत किया गया तो वडी सरकार उसे नामजूर 
नहीं करेगी । 

टार्ड एल्गिनफा छिपकर द्रान्सवालके राजद्तसे इस प्रकारकी 
सलाह करना एफ प्रकारसे भारतीयोके साथ दगा ओर अन्याय 
करना था । गावीजीके ठब्दोंसमि “सच पृछा जाय तो लार्ड 
एल्गिनते अपने उन बचनों द्वारा ट्रान्सवालके गोरॉको भारतीयोके 
सिलाफ अपनी हलचल जारी रखने के लिये एक तरह से उत्सा- 
ल्ति ही क्रिया ।7* 


4 540 व्षाशीव क0 50फ /9764 , ?? 95 


न 


दे श्द३ 


युग-पुरुष 
भरतायें मे रोप ओर प्रतिक्रिया 
अतः जब गांधीजी ओर अली जोहान्सबर्ग पहुंचे तो उन्हे 
यही वात सुनने को मिली कि लाडे एल्गिनने ओर बड़ी सरकार 
ने भारतीयोके साथ धोखा किया है। इस धोखे की बातसे 
भारतीय क्षब्ध ओर क्रोधित हो उठ । भारतीय कोममे ऐसे 
अन्यायके खिलाफ उठने की भावना अब पूर्यरूपसे प्रबकू हो 
उठी । उनके अन्तर का विद्रोह हृदयके बांध को तोड़कर भूमिपर 
उतर आया। भारतीयोंने बड़ी ओर छोटी सरकार की जीणे 
शीर्ण चिन्ता ओर खोफ अपने दिल वा दिमागसे निकाल कर 
दूर फेक दी, ओर अपने आत्मबरछू तथा न्‍्यायबरू का सहारा 
लेकर दृढताके साथ' लड़ने को प्रस्तुत हो गये । संक्तेपमे जनवल ने 
साम्राज्यवादके पशुबलू को चुनोती दे दी थी।" इस हलचछके 
कारण व्श्वकी ओंखे विस्मयसे भरकर अफ्रीका की ओर घूम 
उठीं | गोरे भी सोचने लगे यह कसा टुस्साहस ! 


दान्सवाल की नयी सरकार और खनी कानुन--- 


हली जनवरी १९०७ को ट्रान्सवालमे उत्तरदायित्वपूर्ण 
शासन भी कायम हो गया। इस नयी उत्तरदायी सरकारते 
पहला गेर उत्तरदायी काम यह किया कि अपनी पालियामेण्टकी 
पहली वेठकमे ही सरासर कानून पास करनेकी सारी कारंवाइयों 
पूरी करके खूनी कानूनःको जसाका तेसा मूल रुपभ पास कर 
दिया। २ भारतीयोने पहलेकी भाँति अपनी तरफसे इस कानूनके 


पक 





.. 6. फिठादा रिक्रत्म0: 97] ] 420%6 9 74 
श्दछ 


महा त्मा साधी 


विरोधम अजियॉ आइि नई सरकारको भी भेजीं, क्रिन्तु उन्पर 
गोर करने वाला वहा कान वेंठा था? फछतः सरकार द्वारा 
उक्त कानूनके आधार पर भारतीयासे नवीन प्रकारके परवाने 
लेनेके छिए उसी सालके ( १९०७ ) अगस्तकी पहली तारीखका 
दिन भी निश्चित कर छिया गया। 


सत्याग्रहकी तेयारी--- 


सरकारने जिस निर्भकताके साथ उस कानूनको पास किया, 
उसी निर्भीकताके साथ भारतीयोने भी उसका स्वागत किया। 
भारतीय इस वार खूनी कानूनकी पास हुआ देखकर डरनके 
वजाय उससे भिडनेके लिए तनकर खड़े हो गये। उन्होंने निश्चय 
किया ऊफ्रि मर मिटेंगे, लेकिन ऐसे अमानवीय कानूनकी सिर न 
भुकायेगे। गांधीन उनमे निःसन्देह अपने आत्मचछका आश्रय 
ओर 'सत्याग्रह”का अपूर्व सहारा पंदा कर दिया था । अतः खूनी 
कानून क्‍या पास हुआ कि भारतीय हृदयोंसे खूनी राजशक्तिका 
मै निष्कासित हो उठा ! सत्य असत्यके सासने क्यों आर 

कसे पराभूत हो सकता हे,--प्रे भाव गावीजीने भारतीय हृदयोंमि 
पूरी तरहसे रोप दिये थे। फलतः गावीऊ नेढृत्वम सरकारकी कुनीति 
आर असत्यका सामना करनेके लिए निर्भीक होकर सम्पूर्ण भारतीय 
सत्यफी अचता करते हुए सत्याग्रह करनेकी तयारी पर जुट गये | 
हस सत्याग्रहफ आन्दोलनकों सगठित करनेके लिए 'पसिच 
रिजिस्टेन्स ऐसोसियेशन' अथवा सत्याग्रह मण्डलफे नामसे एक 
मण्डल भी स्थापित कर लिया गया। आन्दोलनम शरीक होने 
वाले सभी सत्याग्रहियोंकी इस मंडलके सदस्य बनना 


श्द्ष 


“युग-पुरुप 


आवश्यक था। सत्याग्रहके छिए सिपाही तेयार करनेके लिए 
सत्र सभाएँ सी की जाने छगीं। जनताको खूनी कानूनके पास 
होनेसे जो नवीन परिस्थिति पद हो गयी थी सममकाई गई, 
आर उन्हे फिरसे यह प्रतिन्ना लेनेकी उत्साहित किया गया कि वे 
खूनी कानूनके विरोधमे अन्त तक देशवासियोका साथ 
निभाबेगे । ओर उमंगसे भरी जनताने सव्ेत्र ही बड़े उत्साह 
ओर तत्परताके साथ अपनी तरफसे खुशी-खुशी कोमको मुक्त 
होकर सहयोग देनेका वचन दिया | 


सत्याग्रहकी तेयारीमे सबसे विराद सभा ३१ जुलाश्कों 
प्रिटोरियासे हुई थी। इस सभामे छोग बड़े जोश ओर 
उत्साह के साथ बहुत बड़ी सख्यामे शामिल्ठ हुए थे। खूनी- 
कानूनके अनुसार नये परवानोके छागू किये जानेके दिन भी तब 
निकट आ पहुचे थे। इससे भारतीय आर गोरी सरकार 
दोनोंमे गहन स्तव्यता छा उठी थी। दोनो ही कानून क 
परिणामों का सन ही सन चित्र खीचनेसे तल्लीन थे । 
सारतीय भावी सत्याग्रह-सम्रामकी कल्पनामे चिन्तातठुर थ आर 
गोरी सरकार इस बिन्तासे ग्रस्त थी कि क्‍या वह एक कोस 
को सचमुच वल ग्रयोगसे क्रुका सकेगी ? अतः श्िदारियाम 
जब सभा हो रही थी, गोरी सरकारकी तरफसे मि० हास्किनके 
मुखसे भारतीयॉंको यह सदेश दिया गया--द्न्सवाल सरकार 
की अक्तिसे भारतीय भमलीभांति परिचित हैं। इस कानूनम 
बडी सरकारकी भी सम्मति हे । जिस हाकतमे पहले भारतीय 
कोमका विरोध सफल नहीं हुआ ओर कानून पास हो गया, उस 
हालतमे अब भारतीय कोसको चाहिये कि बह उक्त कानूनको 

१८६६ 


हात्मा गांधी 


मास से . । उन कानूनके आधार पर जो कुछ धाराए बनाई 
गई है, यदि उनसे कोई हछका सा फेर-फार कराना हो ओर उसके 
विपयमे कुछ फहना सुनना हो तो जनरर स्मदस निश्चय ही 
आपकी फरियाद ध्यानपवक सुनेगे।” पर भारतीय कोमने,जिसने 
परमुखापेक्षी ओर परावछ॒ृबी न होनेका दढ सकलल्‍प कर लिया 
था--आओऔर जिसने अपने आत्म-चलूका सहारा लेकर अन्त तक 
असत्यसे जुकनेकी त्तेयारी भी कर ली थी, हास्किनकी इस भीरु, 
निष्क्िय ओर फालतू सलाह पर ध्यान देनेसे साफ इनकार 
कर दिया ! 
प्रिदोरियाकी उस दिल की सभाके सर्वेमान्य वक्‍ता 
श्री अहमद महसम्मद काछुडलिया थे। इसलिए हास्किनको 
उत्तर देनेका उन्हीं पर भार पडा । काछलियाने इस 
उत्तरदायित्वको निश्चय ही एक सच्चे सत्याग्रही सनिक 
की तरह पूरा किया जिससे प्रसन्न होकर गांवीजीने उन्हें पुरुष 
सिंह!की उपावि प्रदान की | उस पुरुपसिंहने गोरी सरकारफों 
चुनाती देते हुण कहा--ट्रान्सवाल सरकारकी ताकतको हम 
जानते है। पर इस खूनी कानूनसे अधिक किस वातका डर 
हमे सरकार बता सकती ह्‌ ? जेल भेजेगी, जायदाद बेच देगी, 
हमे देशसे बाहर कर देगी--फॉसीपर लटका देगी। लेकिन 
यद सब हम सहन कर सकते दे, पर इस कानूनके आगे सर 
ऊुकाना असभव ४ |? ओर फिर गदन पर हाथ रखकर पुरुप- 
सिह आर भी जोरसे गरज उठा-मे खुदारी कसम खाकर 
फदता हैँ कि में कत्ल हो जाऊँगा, पर इस कानूनफो नहीं मान 
समता ओर में चाहता हे कि यह सभा भी यही निश्चय कर । '* 


व व बहावीड ॥0 50फपत 87८० ए 207-208 








ध् 
(९७ 


युग-पुरुष 


ओर सचमुच आत्मत्याग और बलिदानके छिए पस्तुत कोमने 
मुक्त हृदय ओर कंठसे उस पुरुपसिहके निश्चयकों स्वीकार 
किया | पुरुषसिहके बाद गाधीजीने भी लोगोकों स्पष्ट शब्दोमें 
यह जतछा दिया कि “यदि इस समय हमलोग पीछे हट गये 
तो अपनी जाति और अपने देशकों गिराने वा कलंकित 
करनेके आधारभूत कारण वन जायेंगे ओर हमारी संताने हमें 
हमेशा इस कायरताके छिए घिक्कारा करेंगी--कोसा करेगी। 
इसलिए उचित यही हे कि हम अपनी ओर साठ्भूमि की 
प्रतिष्ठा एवं गोरबकी रक्षाके लिए हर ग्रकारसे कष्ट सहनेको 
प्रस्तुत रहे। हमे सत्याग्रहके छारा गोरे शासको को 
भी अपने आत्मवल्न का प्रभाव दिखछा देना चाहिए ।” थे 
उपदेश वा भाषण के शब्द नही, क्रान्तिके स्कुलिग थे, जिन्होने 
भारतीयोके हृदयों को पूरी लपेटोके साथ प्रब्वकछित कर दिया । 
गोरी सरकार का भय भी इन्ही छपटोंमें पडकर जलकर खार 
हो गया, ओर सयमुक्त सारतीय कृतसकल्प हो गये कि परवानोके 
दफ्तर खुलने पर वे उनमे जाकर कभी रज़िस्टी न कराबेगे 
उसका जो भी परिणाम हो। यह निएचय कोई मामूली 
निम्बय नहीं, सत्याग्रह सम्रामका श्रीगणेश था । 


प्रारम्भमे भारतीयोके इस सत्याग्रह आन्दोलनमे चीनी छोगोने 
भी भाग छिया, क्योकि वे भी उस खूनी कानून की कक्षा से आते 
थे। लेकिन अधीर होकर चीनी छोग सत्याग्रहके संग्राममे 
भारताया की भाति अत तक डटे न रह सके ओर जल्‍दी ही 
उससे प्रथक हो गये । 
१८६८ 


महात्मा गावी 
(७४ ८५ 5] ८९ 
पिक्केटग और पद्ड़ा चकईी-- 


जुलाई महीनेमे टान्सवाल सरकारने खूनी कानूनके अनुसार 
भारतीयोंकों रजिस्टर करने ओर परवाने लेनेके अनेक स्थानोंमि 
दफ्तर खोल दिये । अगस्त पहलीसे थे दफ्तर चालू होने को थे | 
किन्तु भारतीय प्रिटोरिया आदिकी सभाओंमे पहले दी निम्नय 
कर चुके थे कि वे कतई परवाना न छेगे। अतः उन उफ्तरोंके 
खुलने पर गाबीजी की सलाह पर यह निश्चय कर लिया गया 
कि उनपर पिकेटिंग ( धरना ) की जाय, ओर इस हेतु ठफ्तरों 
को जानेवाले रास्तां पर स्वयंसेवक खडे किये जाय जो दफ्तरको 
जानेवाले भारतवासियोंसे परवाना नलेने फे लिए अनुनय-विनय 
किया करें। इस स्वय-सेवकके कार्यके लिए अधिकतर १२ वर्षसे 
१८ वर्ष तक के यवक ही भर्ती किये गये । युवक स्वयसेवकाने 
बहुत ही सुन्दरता ओर थोग्यताके साथ इस गुरुतर कायको 
सपाठित किया । उनकी काय-कुअलतासे गाधीजी बहुत खुश 
हुए। उन्हें यह देखकर भी बडी ग्रसन्नता हुई कि जिस विनय, 
सरलता ओर जातिके साथ उन्होंने युवकदलकी काय करनेको 
कहा था, उसका अन्त तक अच्षरगञ्ञ: पालन किया गया ! 


दूसरी ओर भारतीयाके इस विप्लवसे टान्सवालफी सरकार 
परेशान थी। भारतीयाके बहिष्कार आनन्‍्दोलनऊे फारण दफ्तरों 
का खुलना चेकार हो रहा था। गाघीजी के नेतृत्ममे भारतीय 
सरकारी दफ्तरॉकी तरफ पीठ फेरकर नि्चल ओर अडिग होकर 
खडे थे। भारतीयों के इस पारुप आर हृढता की सराहना ऊरते हुंए 
१८ सितम्बरफों गोखलेने भी गाधीजी को वधाईका तार भेजा 


५६ 


युग-सुरुषे 


था। इधर सरकार सोचमें थी कि क्या करे ? पहले तो उसे यह 
आशा हुई कि स्थात्‌ भारतीय डरकर ओर स्वार्थ मे पडकर खुदही 
काफी संख्यामें रजिस्ट्री करा छेगे, लेकिन जब सरकारको यह 
आया जल्दी पूरी न होती दिखाई दी तो उसने किकतेव्यविमूढ 
होकर रजिस्ट्रीकी अवधि ३० नवम्बर तक बढा दी । निःसन्देह वह 
अभी तक अपना कर्तव्या-कर्तव्य निधोरित ही न कर सकी थी। 
अवधि बढानेसे भी वह समस्याको न सुलझा सकी, क्योकि 
उसके वाद भी ४०० से अधिक भारतीयोने रजिस्ट्री न करवाई। 
ये रजिस्ट्रियां खुल्लमखुल्छा भी नहीं हुई थीं। इन रजिस्ट्री 
करानेवालोसे केवछ उन भीएओंने कोमसे लुक-छिप कर परवाने 
लिये थे, जो नितान्त स्वार्थी थे, ओर इसलिए कष्ट तथा आध्िक 
हानि सहन नहीं कर सकते थे ।१ 

लेकिन इन परवाने लेने बाछोके कारण एकत्वमे थोड़ा-बहुत 
विध्त जरूर हुआ; क्योंकि गांधीजीके शब्दों मे उनके उत्त कार्यसे, 
“पर हाठ एए०३5 8 ॥7 77 76 [एा6&?”?. पक स्व॒स्मे बजती 
हुई वांसुरीम फूट पड़ गई थी ।”* परन्तु सोसाग्यसे इन फूट 
डालनेवालोकी सख्या फिरे भी नगण्य थी। इस समय कुछ 
भारतीयोंकी सख्या वहांपर १३,००० थी, अतः परवाना लेने 
बालोंके बाद ११,००० भारतीय तब भी दृद ओर अचलछ होकर 
ट्रान्सवाछ सरकारका भुकावछा करनेको कटिवद्ध थे । 

नेतएओकी गिरफ्तारियाँ--- 

भारतीयोकी इस ऐठवो देखकर ट्रान्सवा सरकार आखिर 

चिद् उठी | उसने अब वल अयोग द्वागा भारतीयाकों झ्ुुकानेका 








विज नमक जज + 





अवलीनत न यनीनक+>५०+०++++- 


१ बह्ी प० २१३ २ वहीं ० २१४ 


श्र 
।] 
७ 


महात्मा गाधी 


इरादा किया। इस विशाम जरुमिस्टनके भारतीयोंपर सरकारका 
हला प्रहार हआ | सरकारने सबसे पहले जर्‌मिस्टनके पण्डित 
रामसुन्द्र नामक एक भारतीय नेताको गिरफ्तार किया और 
मुकदमा चढाकर उसे एक महीनेकी सादी कदकी सजा दी । यह्‌ 
अभिनय भारतीयोंकों दहछाने ओर दवानेके लिए ही किया 
गया था, किन्तु सरकारकी इच्छाफे विपरीत उसका परिणास 
भारतीयोंके लिए बहुत ही प्रभावोत्यादक हुआ । दवानेसे चीज 
ओर भी उभडती हे--एह एक प्राकृतिक सत्य हे। इसलिए 
सरकारकी इस जबरन दवानेकी नीतिसे भारतीय स्वभावतः 
ओर भी ऋद्ध आर सतप्त हो उठे । परिणाम यह हुआ कि जिस 
अनीति ओर अत्याचारका भ्रय उन्हें अब तक दवोचे हुए था, 
चह उनके हृदयोंसे दूर जा छिटका, ओर सकड़ा भोरतीय जेल 
जानेके लिए तेयार हो गये। अतः कह सकते हू कि सरकारकी 
उचाने आर डरानेकी नीतिने भारतीयोंको शक्ति ही प्रदान का | 


किन्तु राससुद्चर जो सरकारकी दमन नीतिका पहला शिफार 
हुआ था, बड़ा ही कमजोर व्यक्ति साबित हुआ। इसलिए जस- 
तेसे जेलसे छूटनेके बाद वह सहसा कायत्षेत्रसे दी गायव हो 
गया। रामसुन्द्रका यह उदाहरण निःसन्देह दूसरॉकोा हतोत्सा- 
हित करने वाछा था, पर साभाग्यसे उसऊे उर कर भाग जानेसे 
दूसरे भारतीयापर कोई घुरा असर न पड़ सफा, क्योंकि उनका 
असली आर सच्चा नेता गावी तो वहाँ मोजूद ही था। अतः 
गाधीऊे रहते हुए एक अशक्त रामसन्दरफे लिए घवड़ानेऊा कोई 
इन ही न था। निःसन्देह सञक्त गावी अन्त तक अपने कमा 
पूर्ण सहारा ब्रत कर हर प्रफारसे भारतीबाऊे आत्मवल और 


२०१ ५-०५ 


युग-पुरुष 


उत्साह को थामे रहे! अपने पत्र इंडियन ओपीनियन? (770/87 
०४०००) के द्वारा एक तरफ तो वे अपने साथियोको हर प्रकारसे 
मार्ग दिखलते ओर सुकाव देते रहे, ओर दूसरी तरफ भारतीय 
आन्दोलनका देश-विदेशमें पूरी तरह प्रचार भी करेते गये । फलतः 
गाधीजीके इस दुहरे प्रचारसे भारतीयोका आन्दोलन दिनो- 
दिन तेजी पकड़ने लगा । 


इधर आन्टोलनकी वढती हुई प्रगति और तेजीको देख- 
कर सरकार भी मन हो सन उसके कुचलनेका जार बुनती जा 
रही थी। बह जनताके उत्साह ओर बवलको दिनोंदिन बढ़ता 
देखकर क्रुद्ध ओर परेशान हो उठी थी। पर कई दिन तक तो 
बह इसी उधेड़वुनमे पड़ी रही कि क्या करे ओर क्‍या न करे। 
अन्तमे उसे सूका कि गांधी आदि बड़े ओर खासखास नेताओ 
को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता आन्दोछनको रोकना 
बहुत कठिन है | इस निष्कपपर पहुचकर १९०७ दिसम्बर २८ 
को ट्रान्सवालकी सरकारने गाधीजी तथा उनके २५ साथियोंको, 
जिनमे चीनी नेता कबीन”ः ओर थवी नायडू आदि शामिल थे, 
अठालतमे हाजिर होनेके नोटिस-प्रेपित कर ढिये। नोटिस पाने 
पर गाधीजी तथा उनके साथी सरकारकी आज़ाके मुताबिक 
अदालतमे हाजिर हुए। 'वहा मजिस्टरेंटने ग्रांधीजी तथा उनके 
कुछ अन्य साथियोंको एक घण्टेके अन्दर ट्रान्सवालसे निकल 
जानेकी आज्ञा सुनाई । किन्तु गाथी ओर उनके साथी इस 
आह्वलाका पालन कर दक्षिण अफ्रीकासे भारतीयोंकों निर्मल 
करानेके लिए विद्रोही न हुए थे। अतः गोरी सरकारकी इस 
अनीतिपूर्ण आजाकी किसीने परवाह न॑ की, ओर इस तरह 


र्ण्य 


महात्मा गाधों 


निश्चित होकर टद्रान्सबालमे डटे रहे, मानों उन्हें कोई आज्ञा 
दी नहीं मिली थी । फलतः १० जनवरी १९०८ को जिस समयके 
अन्दर उन्हे चछा जाना चाहिये था, गाधी ओर उनके साथी 
फिर अदालतमे बुछाये गये । आज्ानुसार गाधीजी ओर उनके 
साथी पुनः अदाछतमे हाजिर हुए ओर जब मजिस्ट्रेटन उनपर 
अचज्ञा! करनेका जुर्म प्रकट किया तो सबने बिना हिचकके 
अपना-अपना अपराध स्वीकार किया। पर गाधीजीने “अवज्ञाः 
के अपराधका सारा दोष अपने ही ऊपर लेकर अदालतको 
बयान दिया कि--“अपना धर्म सममकर हो में इस खूनी 
कानूनका सामना कर रहा हूँ। मेरे साथियोने यदि अदालतकी 
आता न साननेमे कोई अपराब किया है तो उनसे अधिक 
अपराध मेरा है, इसलिए मुझ अविकसे अविक जो सजा हो 
मिले ।?* यह बयान देकर ओर सारे अपराधोंको अपने सिरपर 
लेकर गाधीजीने एक सच्चे नेताका कर्तव्य निभाया था। लेकिन 
मजिस्ट्रेटने गावीजीके बयान पर ध्यान न देकर उन्हे कुछ २ 
महीनकी ही सादी केदकी सजा दी । 

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीकामे देश आर जातिके लिए लड़ते 
हुए गाधीजी अ्रवम बार कदी बने। टान्सवालक्री उस अदालतमे 
जिसमे वे कई बार घक्ीलकी है सियतसे थआ्रा-जा चुके थे, देशकी 
मर्यादाको रखनेके लिए आज अपरावीके पिंजडेमे खड़े थे। किन्तु 
इसका उन्हें कोई क्षोभ न था। देशकी आन आझीर शानके लिए 
स् अपराधी बनना पडा था, ओर इसलिए आज वे ठुःफ़ी 
होनेके बजाय बहुत खुझ थे ! देशके लिए कुछ करने आर सहने 
फी भावनासे उनका छृड्य प्रफुल्ल था ओर आत्मा प्रसन्न थी | 
8. 39978 0ग2 व 5000॥ हैधिल एछए 230-234 


२०३ 


युग-पुरुष 


निःसन्देह सच्चा और वास्तविक सुख आत्मसुखको मिटाकर 
सर्वहितके लिए निछावर होनेमें ही है। जिस समय गांधीजीको 
यह सजा हुई थी, वे एक फरछते-फूछते ओर विकसित होते हुए 
वेरिप्टर थे । इस सजासे उसके बैभवका सारा बाग वीरान होने 
जा रह था । और यद्यपि इस विचारने उनके हृदयमें क्षणसरके 
लिए एक तिरता हुआ क्षोीम अवश्य पैदा किया, किन्तु उनकी 
इस सानवीय कप्तजोरीको उनके आत्मबल ओर परदुःख कात- 
रतासे उत्पन्न होनेवाली करुणाने शक्ति और तेजसे ढँक दिया, 
ओर चज्ञण ही भरमे वे अपने कष्टो ओर मुसीबतोंको ही 'पियाकी 
सेज” समझकर प्रसन्नतासे खिल उठे। 


केदी गाधीको जोहान्सवर्गकी जेलमे पहुँचा दिया गया। 
उनके जेलमे प्रवेश करनेके कुछही समय बाद उनके कई एक 
साथीभी वहाँ आ पहुंचे। गाधीको सींकचोंमे डालकर सरकारने 
सोचा था कि उनके अनुयायी घबड़ा उठेगे और सारा आन्दो- 
लन सरकारके भयकते नीचे दवकर शान्त हो जायगा। लेकिन 
सरकार द्वारा इस प्रकार अपने आराध्य बन्धु ओर नेताके छीने 
जानेसे भारतीय भयसे पिघलनेके चजाय, असतोपसे प्रज्वलित 
हो उठे । इस असंतोपकी बड़वाग्निमि पड़कर सरकारका भय 
मानों जलकर राख हो गया। अतः निर्भीक होकर भारतीय 
जनताने गाधीजीकी गिरफ्तारीके विरोधमे काले मण्डॉको लह- 
राते हुए एक विराट जुलूस निकला। उनके हाथोंमें लहराते हुए वे 
काले मण्डे मानों सरकारके काले कारनामोंको चुनौती दे रहे थे। 
इस प्रदर्शन--इस चुनोतीको सददना स्वेच्छाचारी गोरी सरकारके 
लिए असहाय हो उठा । उसने पुलिसको इशारा किया ओर देखतेह्दी 


२०४ 


महात्मा सार्धी 


देखते जुछसकी तोडन और उफनते हुए जन-समुद्रको रोकनेके 
लिए लाठियाँकी वरसा होने छगी । लेकिन लाठियोंकी भार ने 
क्या कभी जनताके उभारको रोक सका ६ ? इतिहास चतलाता है 
क्रि जनशक्तिके आत्मवल्को इस प्रकार शझ्लोके पशु-वलसे दवानेमें 
राजसत्ता हमेशा ही असफल रही है! सचमुच उभड़ती हुई 
डक्तिफो क्‍या कहीं हाथ पावके जोरसे रोकके रखा जा सकता है १ 
शक्ति तो उठकर ही रहेगी अन्यथा वह शक्ति ही नहीं दो सकती ! 
फलतः सरकारकी इस दमन नीतिका वही परिणाम हुआ जो 
बहुधा हुआ करता है ! दमन से विरोध और असतोपकी ज्वाला 
इबनेके बजाय आर भी तीत्रतासे फेंछ उठी । गाधीजीकी गिर- 
फ्तारीके बाद तो भारतीयोंने पूरी तरदसे निश्चय सा कर लिया 
उनमेसे अब कोई बाहर न रहेंगे ओर अपने नेताका अलु- 
सरण करते हुए जेलाको भर देगे ! परिणामतः सत्याग्रहके वीर 
सनिक कुण्डके कुण्डमे सरकारी कानूनोंको तोढ़ते हुए इस प्रकार 
गिरफ्तार होने लगे मानों मरमिटनेके सिवा उनमे कोई दूसरी 
साधही नहीं हं। फल यहा हुआ कि गाधीजीकी गिरफ्तारीके 
कोई एक सप्ताहके अन्दरदह्दी लगभग १०० सत्याग्रही केद हो गये 
ओर उसी तेजीसे आगे भी होते रहे । 


सत्याग्रहियोॉंकी इस बढती हुई संख्याको देसकर सरकार 
ओर क्रोवित हो उठी | भारतीयोंफी इस अहमन्यता ओर शक्तिकी 
उपेन्ञाको बह वदाश्त न कर सफी। अतः भारतीयोंफो कचलनेके 
लिए सरकारने न्यायाविकारियाकों गुप्त सचनाएँ प्रेपितकीं कि 
भविष्पम वे सत्याग्रह्दियाकों सादीके बजाय सस्त कैेदकी सजा 
दिया करे। डिन्तु सरफारफा यह खयाल भी गछत निकला | थे 


च्‌०५ 


युग-पुरुष 


भारतोय जो अपने मान ओर शानके लिए सर सिटनेका कौल 
कर चुके थे, अब सख्त केदकी सजाके डरसे क्योंकर भाग खड़े 
होते ? सजा सख्त मिले या नरम इसकी चिन्ता उन्होंने अपने 
वजाय सरकारपर छोड रखी थी । सरकार चाहे जेसा बतौव करे, 
सत्याग्रही इससे विचलित न होनेवाले थे। कुछभी हो, व तो 
आगे बढने ओर आगे बढनेको कटिवद्ध थे। उनके सामने सरकार 
नहीं, मंजिल थी। फलतः एक ओर 'जेसी तेजीसे सरकार अधिका- 
धिक सख्तियाँ करने छगी दूसरी ओर उसी तेजीसे सत्याग्रही 
भी बढने छगे। परिणाम यह हुआ कि थोड़ेही समयके अन्दर 
सत्याग्रही केदियोकी सख्या १५० से भी ऊपर पहुँच गई।'* 


सरकार का सुछना ओर, प्रथम समस्तेता-- 


सत्याग्रहियोंके इस विकट साहसको देखकर सरकारको 
मालूम हो गया कि दमनसे अब उसका काम नहीं चल सकता- 
ओर इसलिए उसे इस फेलती हुई आगको रोकनेके लिए अवश्य 
कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए | अतः बहुत सोच-विचारके 
पश्चात्‌ सरकारने अपने तनावकों ढीला कर भारतीय नेता 
गांधीसे मिलकर सममोता करलेने मे ही अपना कल्याण मालूम 
किया । इस सममोतेका माध्यम ट्रान्सवाल सरकारके अध्यक्ष 
जनरल स्मदसने 'ट्रान्सवांल छोडर/के सम्पादक कार्टराइटको 
चनाया। स्मट्सके निदेशानुसार कार्टराइट जेलमे जाकर 
भारतीयोंके नेता गांधीजीसे मिले। गाधीजीके सामने कार्टे- 
राइटने स्मट्स रचित समसकोतेका ससविदा दिखलाया। 





4. ॥070, 9. 237 


महात्मा गावी 


सममोतेके इस मसबिदेमे कहा गया था कि “भारतीय स्वेच्छा 
पूवक अपने परवाने वदलछवा ले। उनपर कानूनका काई अधि- 
कार न होगा। नवीन परवाना भारतीयोंकी सलाहसे ही 
सरकार वनावे । ओर यदि इसे भारतीय स्वेच्छापूवक ले के तो 
खूनी कानून रद कर दिया जायगा, ओर स्वेच्छापूर्वक लिए गये 
नवीन परवानोकी वेध वनानेके लिए सरकार एक नया कानून 
बनावेगी |” गाधीजीने प्रथम इस ससविदे पर अपने जेलके 
साथियोंसे सलाह-मसवबिरा किया, ओर तब इस श्षत्तेके साथ कि 
मसविदेभे खूनी कानूलको रद करनेकी बात पूरी तरहसे स्पष्ट 
कर ठी जाय, उन्होंने अपने साथियों सहित उस ( मसबिदे ) 
पर वसस्‍्तखत कर दिये। 
जनरल स्मठ्ससे भेट-- 


मसविदे पर दस्तखत करनेके २-३ दिनके बाद ही ३० 
जनवरी १९०८ को गावीजी जोह्दान्सवर्गके पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट 
के द्वारा जनरल स्मदससे भेट करनेके लिए प्रिटोरियो ले जाये 
गये । इस सेटमे गाधीजी ओर स्मटसमे वहुत सी चाते हुई । 
स्मट्सने मसविदेकी सापामे याधीजी जंसा कुछ परिवतेत् व 
परिवर्द्धन चाहते थे, चह भी कर दिया। साथ ही स्मदसने 
गाघीजीफो विश्वासपूर्ण शब्दोंसि यह भी जतला दिया कि 
“जनरल बोथाके साथ भी में बातचीत कर चुका हैं आर में 
आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपमेसे अविकाण लोग 
परवाने ले लेंगे तो मे एशियाटिक काननको रद कर दूगा, तथा 
स्वेच्छापूचफ लिये जाने वाले परवानेको मजूर करनेका जो 
मसविदा तयार किया जायगा, उसकी भी एक नक्छ आपके 


र्‌०७ 


, युग-सुरुष 
पास समीक्षाके छिए भेज दूगा |? स्सदस इस समय भारतीयों 
के आत्मवछू ओर सत्याग्रहकी विभीषिकासे बहुत घवबड़ाये हुए 
से थे, इसलिए गांधीजीसे आन्दोकनकी शात करवानेकी याचना 
सी करते हुए वे आगे वोले--“में नहीं चाहता हूँ कि यह 
आन्दोलन फिरसे जागे। आपके भावोका में सनन्‍्मान करता 
हैं।?* उसके इन शब्दोंमे स्पष्रठया भारतीयोकी मार्गोंको 
पूरा करनेका आश्वासन भरा था किन्तु यह सव एक चोरकी 
पनीतीः थी, जो विपत्तिम पड़कर द्विताशको खुश करनेके लिए 
प्रययेक वचन दे डालता हे, लेकिन संकट टलसे पर सब कुछ 
भुला देता है । 

स्मट्सकी यह कूटनीति सफछ हुई ओर गांधीजीने उत्त 
शर्तोपर सरकारके साथ सममकोता करना स्वीकार कर'लिया | 
फलतः सममोता हो जानेसे गाधीजी ओर, उनके साथी 
जेलसे तुरन्त रिहा कर दिये गये। स्वतंत्र होते ही माधीजी उसी 
दिल प्रिटोरियासे शामको जोहान्सवर्गके छिए रवाना हो गये 
क्योंकि वे चाहते थे कि वहाँके भारतीयोंको भी उक्त समझोतेकी 
सारी बाते आर ज्षत्त तुरन्त मालूम करा दे | ॥ 


समस्ऐेतिका विरोधष--- ' 


गाधीजी रात नो वजेके छगभग जोहान्सवर्ग पहुचे, ओर 
वहाँ सेठ इसप मियॉके यहाँ टिके । पहुंचते ही गाधीजीने रात 
को ही इसप मियॉसे भारतीयोकी एक सभा घुलछ्वानेका अनुरोध 





4 ॥90 99. 24.242 
र्ण्ट 


महात्मा गावी 


किया | अतः गाधीजीके निव्श पर उसी वक्त सभा चुलवा ली 
गई | जब सभा चुछाई गई रात आधी बीत चुकी थी, लेकिन 
तिसपर भी करीब १००० आदमी सभामे आ डठे। सभाम आये 
हुए सभी व्यक्ति इस समय यह्‌ जाननेको उत्सुक हो रहे थे क्रि 
सममाता किस प्कारसे हुआ ? 


सभा भरने पर गावीजी ने समझोते का वह स्वरूप 
जो वे स्वीकार करके आय थे, छोगोंको स्पष्ट करके बतरा 
दिया। शर्तेकि सुन लेने पर सभामे से कुछ छागोने तुरन्त 
अपना यह सन्देह प्रकट किया कि अगर जनरल स्मटस अपना 
काम निकालनेके हित परवाना पर ढस्तखत ढेनेके वाद विश्वास- 
घात कर बेठे ओर खूनी कानूनको रद करनेसे मुँह मोड़ दे-- 
तो क्‍या होगा |! इसलिए सकाशीछ व्यक्तियॉने इस बातपर जार 
दिया कि खूनी कानून रद होनेके पहले ही दस्तखत करके थे 
अपना हाथ क्या काठ डाछे ? इस प्रश्वकी वारिकी, बुद्धिमत्ता 
आर गभीरता पर खश होते हुए गाधीजी ने लॉगाको सत्याग्रह 
फे चरित्र आर कतव्प पर प्रकाज् डालत हुए उत्तर दिया “सत्या- 
ग्रदह्दी डरको तो सो कास पर रखता हू । इसलिए वह किसी 
भी बातका विश्वास करनेस कभी न डरेगा । चीस वार उसके 
साथ विश्वासघात होने पर भी इक्फ्रीसदी बार घह विव्याल 
करनेको तंयार हो जायगा |” झार फिर आर स्पष्ट शब्दोंम 
सत्याग्रहके दर्शनका उन्हें ज्ञान कराते हुए गावीजी ने बताया 
कि “सत्पाग्रही अपनी नया विउ्यासके ही सहार पर चलाता ह । 
इसलिए इस समय यह कहना कि समझोतेको स्वीज्ञार करना अप्ना 
-दाथ कटाना है, सत्याग्रहका अज्ञान प्रकट करना होगा ।” लेफ्नि 


५२४ २८५ 


युग-पुरुष 


इतनेसे ही संतुष्ट न होकर सत्याग्रहके गुरुने उनकी समझमें पूरी 
तरहसे वात विठानेके लिए पुनः उदाहरण देकर समझाया कि 
“फर्ज कीजिए कि हम नये परवाने ले छे, और पीछे सरकार 
विश्वासधात करे--खूनी कानूनकोी रद न करे, तो क्या 
उस समय हम फिर सत्याग्रहन कर सकेंगे? अगर हम 
परवाने ले भी ले पर जब वे सागे जावे तब बतानेसे इन्कार 
कर दें तो उन परवानोका महत्व ही क्‍या रह जायगा ९? 
“सत्याग्रही तो” उन्होंने कहा कि “जब किसी कानूनको मानता 
है तो वह उसके दंडके भयके कारण नहीं, वल्कि स्वेच्छापूवक 
ओर यह समभकर कि उससे जनताका कल्याण होगा। ओर यहद्दी 
स्थिति आज हमारे परवाने लेनेके वारेमे हे, जिस पर सरकारके 
विश्वासघातका कोई असर नहीं पड सकता। इस स्थितिके 
जत्पन्नकत्तों हस स्वय है, ओर हमी उसे चदुछ सकते हैँ । जब 
तक सत्याग्रहका शत्र हमारे हाथमे है, हम स्वतंत्र हैं, निर्भय 
है ।” सत्याग्रह ओर सत्याग्रहीके अर्थ ओर कत्तीव्यकत्तेन्यको 
स्पप्ट करनेके वाद गांधीजीने लोगोंके इस अहनका भी कि आज 
लोगोमें यथेष्ठ जोश ओर उत्साह हैं ओर वाढमे वह ढीला 
पड सकता हे--उत्तर देते हुए कहा “यदि आज कोई ऐसा 
सोचते है कि कोममे अभी जो उत्साह हे वाब्मे शीवछ पड 
सकता है, तो में उन्हें कहूगा कि आप सत्याग्रही नहीं 
है, ओर आपने सत्याग्रहको समझा भी नहीं। ऐसा कहने 
वालाका अभिप्राय तो यह होगा कि आज जो शक्ति देख 
पड़ रही है, वह यथार्थ नहीं, शराबके नशे जेसी भूटी 
आर क्षणिक है । ओर यदि एसा है तो हम जीत नहीं सकते” । 
२१० 


भ 


महात्मा साधी 


गावीजीकीइस वक्‍्ठतासे निःसन्देह उनके जीवनके प्रवाहओर 
सिद्धान्तोंकी समझनेम इतिहास आर राजनीतिके विद्याथियोंको 
काफी सहायता मिल सकती हे। गाधीजीतने सचमुच आज 
तक अपने ही विश्वास आर वरूपर काम किया हे। उन्हें कभी 
इस चिन्ताने व्यम्न नहीं किया कि दूसरा उनके साथ केसा 
विद्वास या अविव्वामका वर्ताव करेगा | उन्हे जो सत्य लगा है, 
उसपर वे अटल रहे हैं। उन्होंने अफ्रीकाम ही नहीं, मारतम 
भी अनेक वार अपने ही विव्वास ओर बलपर प्रतिह्वन्दी 
सरकारसे सन्धियों ओर सममाते किये हैं, ओर कभी यह चिन्ता 
नहीं की कि अगर प्रतिदवन्दीने काम निकालनेके बाद समयोता 
तोड़ दिया तो क्‍या होगा १ वे चिन्ता करते ही क्यो, जब कि 
उन्हें मालूम ह कि जिस शक्तिसे पराभूत होकर प्रतिद्वन्दीने एक 
बार सममोवा किया है, वह अक्ति उनकी अपनी निजी भक्ति है, 


ओर जब तक वह शक्ति उनके पास ह, वे निर्भय है। उन्तकी यह 
थक्ति स॒त्यपर अठल रहनेकी शक्ति हू! हमे माछम हे कि 
गाधीजीने भारतमे भी कई एक वार जब सममोते किये तो वहुतसे 
उनके साथी और राजनतिक दल प्रारम्भभे उनका विशेध करते 
रहे, लेकिन अन्तमे उन्हें अपने विरोवसे ही चुटियों मालछ्म पड़ी 
ओर गाधीजीके कार्योकी कुछअलता तथा निपुणता को स्वीकार 
करना पडा | इस विपमता अथवा भेद का कारण स्पष्टत, भावी 
ओर दूसरों के बीच मे दृष्टिकोण की असामनता या पार्थक्य रहा 
है, दूसरे अच्छों से इस भेद का कारण यह ह्‌ कि गाधीकी ह्ष्टिफशा 
प्रकाश खोत्त हृदय रहा है. ओर दूसरोंकी सीमाओंसे वेष्ठित 
बुद्धि । १९४६ में विधान-निर्माठ् सभाको घुलानेफे ब्रिटिश 
प्रस्तावके समय भी कांम्रेसके अनेक नेता जब उसे त्रिटिश चाल 
२११ 


युग-पुरुष 


कह कर शामिल होनेसे हिंचक रहे थे, तब गाँधीजीने ही 
काग्रेस ओर देशको अपने आत्मवल ओर सत्यपर भरोसा 
रखकर उसमें प्रवेश करनेकी तयार किया था। ब्रिटिश मत्रीः 
नल के यहाँ आने पर भी जब बहुतसे राजनेतिकदलोने 
उन्हें साम्राज्यवादके पड़यन्त्रकारी बतछाया और मुल्कको 
उनसे दर रहनेकी सलाह दी, तो उस समय अकेले गांधीके 
विश्वासनेही कॉग्रेस को मंत्री-मडलसे समझोता करने को अलु- 
प्ररित किया था। और अन्तमे इसी सममोतेके परिणामसे १९४७ 
के १५ अगस्तको भारत स्वतन्न हो गया! गांधीके विश्वास 
काही यह सुखद परिणाम था | फलत+ यह कहना एक अलृध्य 
सत्य है कि १९०८ का सत्याग्रही गाधी और आज १६४८ का 
सत्याग्रही गांवी दोनों एक हैं, ओर समयका उन पर कोई प्रभाव 
नहीं हुआ हे; वरन्‌ समय को ही उन्होंने प्रभावित किया हे । 
निःसन्देह गाधी और उनके सिद्धान्त सू्थ की तरह प्रकाशवान 

उच्चछ, ओर अटल है ! सूर्य की भाति वे इसवातकी चिन्ता 
भी नहीं करते कि उसके प्रकाशमे कोई अलगसे अपना दीपक 
जला रहा है, ओर अपने अन्तरके अंधकारसे इस जगतको भी 
अधकारमसे डूबा देखता है | ४ 





क# पुस्तक छपरी रही थी कि यकायक भारत और ससारके दुभीग्यसे 

३० जनवरी १९४८ को गाधीजी की हत्या कर डाली गई १ हम यहा पर 

हृस बात का सकेत कर देना चाहते है कि गाघीजी की एफ अर्थ मे यह 

हत्या नही है, यह उनस अपने विव्वासके लिए. बलिदान होना 

अर मर सिटसा है। हिन्दुन्‍्मुस्लिम ओर सिक्‍खों की एकता उनके 

चीयन या परम न्येय और छल्ष रहा है, क्योकि उनका विश्वास था झि 
श्श्र 


महात्मा गावी 


सत्य ओर विव्वाससे परिपूर्ण गाधीकों तो सारा जगत 
सत्य ओर विव्वाससे जगमगाता दीखता & | मक्ूठ आर प्रतारण्य 
उनके सामने अस्तित्वह्दीन छायाएँ देँ | इसीलिए तो सत्य ओर 
विव्वास का पुजारी दूसरोक्ते कूठ आर विश्वासघातसे कभी 
डरा नहीं फरता, वरन्‌ अनेक वार वरावर धोखा खाने पर भी वह 
हरवार अन्नका विव्वास करनेकी तबार रहता ह। आर इस प्रकार 
अपनी न्याय-परायणवा तथा विनम्रता आर विश्वासके द्वारा 
बह अन्त तक विरोबीके हृदय पर कब्जा करनेका प्रयत्न करता 
ही ज्ञाता हैं । वह तो मानता है, कि वर वरसे नहीं जीता जा 
सकता आर न घृणा छृणा द्वारा जीती जा सकती ह। बेरको 
खतम करनेके छिए मेंत्री आर धृणा का अन्तकरनेके लिए 
प्रमके कोमल अरस्त्रों की वह आवश्यकता सममता हू। 
आर गांधी निःसन्देह, उन्हीं कोमल ओर अहिंसक शर्तरोंस लड़ने 
दाला एक सिपाद्दी ह । 
अत्त+ निवेर ओर निद्वन्द गाधीके भाषणके प्रभावसे उच्त 
सभामे जो शकाम पड कर अब तक सममातेका विरोध कर रहे 
थे सन्तुष्ट हो गये ! किन्तु उक्त सभाके बाद ही फिर सध्यरात्रीमे 
एक ओर महती सभा हुई । उसमे भी गाधीजीने समकातेका 
पूरा मसविदा छोगोंके सामने रखा ओर बतलाया कि “इस 
सममातेसे कोमकी जिम्मेबारी वहुत अधिक बढ जाती है । यह 
चतलानेके लिए कि हम छुल-कपटसे एक भी चाहरी भारतीयको 








विना इसऊे गए ही कमी उन्नति नहीं हो सझ्ती | अत इस ध्येय की 

पृतिऊे लिये वे राज हिन्टु-मुल्ल्मि आदिके ऐक्प का प्रचार करने में लगे 

रहे, जिपसे कुछ साम्प्रदाय्रि् हिन्दृषदर्यत्रकार्योने उन्हें मारटाल । 
न्र्३ 








युग-पुरुष 


टान्सबालमें लेना नहीं चाहते, हमे स्वेच्छापूंक परवाने लेने 
होगे। इसलिए यदि लोग अब परवाने न छेंगे तो इसका अथ 
होगा कि कौस समझोतेको संजूर नहीं करती । अत आप कहे 
दीजिए कि आप सममोतेको स्वीकार करते हैं |” गांधीजीके 
इस आह्वानको यद्यपि भारतीयोंकी महती सख्या अपना चुकी 
थी ओर उसके अनुसार कार्य करनेके लिये तयार भी हो गई थी 
लेकिन कुछ एक पठान अभीभी इस सममोतेकी वातसे सहमत 
न हुए। वे बिगड़ उठे ओर उन्होने समस्ोतेके अछुसार नये 
परवाने लेने तथा १० ऊगलियोंकी छाप देनेसे कतई इनकार 
कर दिया। पठानोंके अगुआने तो आवेशमें गांधीजी पर यहा 
तक आक्तेप किया कि उन्होंने कीमकों धोखा दिया है, ओर उसे 
१०,००० पोण्ड रिश्वत लेकर जनरछ स्मदसक हाथ बेच दिया 
ह। गाधीजीको इस ग्रकार घस लेनंका दोषी ठहराकर उचेजित 
पठान खुदाका नाम छे-लेकर नय परवाने स्वीकार करनेवालिेकों 
आगाह करने छगे, ओर न सानसेवाऊाको सारने तकके लिये 
कटिवद्ध हो उठे । पठानोंको 'समकोता? स्वय गछत मालूम ढिया 
हो, चात ऐसी न थी |! असलसमें उन बेचारे पठानोकों अपने स्वाथ 
साधनक हेतु कुछ स्वार्थी ओर छुली छोगोंने भ्रमा और 
विया था ! ये वहकानेवाले एक तो वे थे जिन्होंने सत्याग्रहके 
समय कोसका साथ न देकर खूनी कानून के सामने 'सिजदा' 
किया था, ओर दूसरे वे थे जो टान्सवालूमे बिना किसी परवानेके 
धोखेसे घुस आये थे। अतः इन दो प्रकारके छोगोंका हितही 
इसमे था कि सभमाता न हो सके ओर गड़बड़ी चनीही रहे । 
कासको दगा देनेवाले मनसे सत्याग्रहियोंकी विजय भी पसन्द न 
१४ 


महात्मा गावी 


करते थे, ओर विना परवानेके ट्रान्सवालमे घुसनेवाले भी यहो 
चाहते थे, जिससे कि उन्हे परवाने ठिखलछानेक्री कठिनाईका सामना 
न करना पड़े। इसछिए स्पष्ट हे कि इन्हीं लोगोंकी कुमंत्रणाथी, 
जिसने पठानाको उत्तेजित कर रखा था*। लेकिन सीधे सादे 
ओर सरल बुद्धिके पठान उनकी चालोॉंकी न समझ सके, आर 
फलतः उनकी कुमत्रणाके जालमे फेंसकर अपनी बुद्धिकोभी खो 
चठे ! यही कारण था कि गाधीजीके लाख सममकाने परभी वे 
न कुछ समझ सके, न कुछ सममक पाये | वहके हुओ को मार्गपर 
छाना कठिन होताही हे | वहम ओर शककी दूवा तो लुकमानके 
पासभी न थी | 
इसलिए चेचारे गाधी भी, पठानोंके द्लमें जो वहम घुसा 

दिया गया था उसे निकाल न सके। गाधीजीके वाद सभापत्तिमे भी 
लोगाको ससममोतेकी खुलकर सममाया--ओर अपीलकी कि वे 
उसे निद्वन्द्‌ ओर निभेय होकर स्वीकार कर छे। इन भाषणोंके 

बाद सतुष्ट होकर नि.सदेह सवके दिलोसे सारे अक वा सन्देह 
बिदा हो गये, लेकिन पठान लोग तवभी बहकेद्दी पड़े रहे | अत 
जब सभाका मत लिया गया तो चार पठानोंको छोडकर शेप 
सबने सममातेके पक्षसे राय दीं ! 


रंघीजी पर हमला-- 


सममातेके अनुसार जल्दीही सरकारके एसियादिक आफिस 
ने एच्छिक-परवानोंको देनेकी तयारी कर दी ! इन परवानोंका 
रुपभी सत्याग्रश्यिके परामर्थानुसार बदल दिया गया था! अतः 


4-च४त0-979 253-254 ॥/ कह 
र्श्५्‌ 


युग-उचूप 


९० ता० फरवरीको गांधीजी ओर उनके साथी समझोतेकी शर्तो 
के अनुसार परवाना लेनेके लिये रजिप्टारके आफिसको रवाना 
हुए। किन्तु वे आफिसको पहुचभी न पाये थे कि रास्तेमे ही 
अधिठ्वासी पठान मीर आलम आर उसके साथियोने अनपेक्षित 
रूपसे गाधीजी पर बार कर दिया ! गाधीजीके सिरपर छाठीसे 
प्रहार किया गया, जिससे वे मुहके वछ गिरकर बेहोश हो गये ! 
लेकिन आक्रमणक्रारियोंने गाधीजीके बेहोश होने परभी उनको 
सारना न छोड़ा | यह घटना आम रास्ते पर हुई थी | इस मार- 
वाड़मे यदि गांधवीजीके साथी ईसप सिया ओर थम्वी नायडू 
उनपर क्रुककर बहुतसे प्रहार अपने ऊपर न ले लेते, ओर शोर- 
गुल सचनेके कारण ठीक अवसर पर गोरे! ओर पुलिसके पहुच 
जानेसे समीर आरूस तथा उसके साथी गिरफ्तार न कर लिये गये 
होते तो उस दिन गांधीजीके प्राणोंका वचनाही कठिन था ! किन्तु 

ईव्वरकी इच्छा तो गाधीजीसे अभी अनेक काम लेनेकी थी। इस- 
लिए उन्हे तब्र मारभी कांन सकता था ? निःसन्देह गाधीजी पर 
अनेक बार ऐसे ग्राणधाती सकट आये, लेकिन उन सबको 
वे हमेशा सफलता पूर्वक मेलते रहे है। ईश्वरकी “इच्छा? का 
अतिक्रमण कर ही कोन सकता है ? गावी ईइवरकी इच्छाओंकों 
पूरो करनेके लिए ही यहाँ पर हैं, ओर इसीलिए वे हमेशा अपने 

जीवन आर ग्राणोंको ईव्वर पर छोड़कर रखते है ! उनका कोई 
सिजी अस्तित्व हैं ही नहीं--अस्तित्व विहीन का अस्तित्व फिर 
कान मिटा सकता है १ - - > 





गाधीना हमेशा अपनेफो ईश्वर पर छोड़कर रखे है| उनका 
अदल विश्वास था ऊ़ि वे इस दुनियासे तत्रतक हटाये नहीं दृट सफ्ते 


२१६ 


महात्मा गाधी 


इस दु्घेटनाके वाद पुलिस वेहोश और घायल गाधीकी उठाकर 
पहले सड़कके पासही एक गोरे अफिसमे ले गई, लेकिन घादसे उन्हे 
रैवरेंड डोकके यहाँ पहुचा दिया गया। होशमे आने पर निर्वर 
गाधीने सबसे पहले अपने आक्रमणकारियोंके बारे पूछ-ताछुकी, 
ओर तत्कालही भूले तथा अवोध अपराधियोंके लिए व्यप्र 
होकर अटर्नी जनरल (सरकारी वकीछ) को तार मिजवाया कि 
धग्रीर आलम आर उसके साथियोंपर मुकदमा न चलाया 
जावे । मै आशा रखता हू कि आप उन्हें मेरे छिए मुक्त कर 
देंगे? | यह तार पातेही सरकारी बकीलने गाधीजीके कथनानुसार 
मीर आलम आदिको रिहा कर दिया, लेकिन गोरोके विरोध 
करनेपर उन्हें फिरसे गिरफ्तार कर लिया गया। 

अपने ऊपर हुए हमलेके कुपरिणामोका खयाहकर गाधीजीने 
क्रोधित हिन्दुओंके नाम भी शान्त रहनेकी प्रार्थना करते हुए एक 
बहुतही साजन्य ओर स्तेहसे पूरे अपील प्रपितकी जिससे 
उन्होंने लिखा था--“हिन्दूलोग अपने दिलमे ज़राभी क्रोध न 
छावे, में चाहता हूँ कि इस घटदनासे हिन्दू-मुसलमानोके वीच 
बेर नहीं, प्रेम पदा हो | 








जप्तऊ फि खुद ईश्वरददी उन्हें यहाँतसे न हृटवे। अत २० जनबरीकी 
बम्प दुर्घटनाके बरादभी उन्होंने भारत सरकारकों अपना रक्षाके सातिर 
पुलिस और फोजफा पह्रा न रखने दिया और सरदार वल्लभ भाहके 
इस सकावकी कतई माननेसे इनकार कर दिया हि प्रार्थना सभामें 
गिसी सद्ग्धि आदमीकी खुफिया पुलिससे तलासी ली जावे | वे जानतेये 
जोर सानते थे कवि सव काम ईश्वरफे सद्रेतोपर होते है, और इसलिये 
यदि कोई उन्हे मारेगा भी तो वह इंश्वरकी इन्हाने ही ऐसा फरंगा, 
भोर ३० जनपरौरो ईश्वरके इस। पिश्वासपर वे चल नी डिये? 


नक ५ 
२९७ 


युग-पुरुष 


सब मिलकर यही प्रयत्न कीजिये कि हममेसे अधिकाश 
मनुष्य अपनी दूसों ऊंगछियोंकी छाप देवे। कोमका ओर 
गरीबोंका इसीसे सत्ता है |” 


इस घटनासे गाधीजीके हृदयकी विशालता ओर सत्याग्रही 
के आदशपर समुज्ज्वल प्रकाश पड़ता हे। गाधीजीके जीवनकी 
यह घटना मानव, प्रतिशोधी सानव ओर अतिहिसात्मक मानवके 
लिए एक सबक, एक पाठ और एक उदाहरण उपस्थित करती है! 
इस घटनाके छ्वरा गांधीजीने सनुष्य समाजको व्यवह्यरिक रुपसे 
सफलतापूर्वक यह द्शी ओर वतलादिया कि वेर किस प्रकार 
मंत्री द्वारा ओर थ्रूणा प्रेमके द्वारा विजयकी जा सकती है । 
निःसन्देह हिसाको दचाने ओर प्रेमकी विजय करनेका यही 
एक रास्ता है। बुद्ध और ईसानेभी इसी सत्यकों अ्रचारित किया 
था ! ओर इसी सत्यकी ग्रतिष्ठा ओर ग्रतिस्थापनाके छिए आज 
गावीने भी अपने जीवनको होम कर डाला है! किन्तु खूनके 
रंगसे खेलने ओर खिलनेवाले हिल्र मनुष्यने क्‍या अहिसाके 
इस जज्ज्वज्ञ अभिप्रायको समझ सका है ? प्रतिहिसाका प्रेमी 
ओर दशक्तिका उपासक मनुष्य-नहिसा ओर बेरको भरा केसे छोडे ? 
वह जानता उसकी यह अपनी निजी कमजोरी हे, लेकिन 
अपनी इस कमजोरीकेा ढकनेके लिए ,वह सत्यको दवाकर 
कहता यही ह कि गावीमें आद्शेबाद हे, उनकी विचारधारा 
अलोकिक हो सकती है, . लेकिन उनके सिद्धान्त अव्यवहारिक 
! निःसन्देह जिसका हम व्यवहार नहीं करना चाहते, ( क्योंकि 
उसके व्यवहारसे हमारे स्वार्थों पर धक्का पह चता है ) वह 
अन्यवहारिक द्वी तो हो सकता है ? 


ग्श्८ 


महात्मा गावी 


कहना न होगा कि गाधीजीके इस निर्मेल व्यवहार ओर 
मार्मिक अपीलने लोगोंके दिलोंकों पृर्णरपसे पराभूत कर डाला। 
वे नि.सदेह गाधीमय हो उठे । गाधीजीके निव्श ओर गाधीके 
आदेश उनके लिए अब अपनी ही आत्माके नि*्श ओर आदेश 
प्रतीत होने छगे । फछतः उनके निर्देशानुसार भारतीय जनताने 
आँख मूदकर परवाना लेने शुरू कर दिये । वे अब रुक भी केसे 
सकते थे जब कि उनके नेता गाधीने स्वयपघायछ अवस्था हीसे 
अपनी उंगलियांकी छाप देकर परवाना ले लिया था| ** 


किन्तु यह सव कुछ होनेके बाद भी पठानोंके दिल शांत न 
हो सके। अत्तः स्वस्थ होते ही गाधीजी ससमांतेके विपयमे 
फेली हुई भ्रान्तियो आर गरत फहमियोंकों साफ करनेके 
इरादेसे दुवारा नेटाल पहुँचे। डरवनमे समम्योतेके विषय पर पुनः 
सभा घुलाई गई ओर उसमे गाधीजीने फिर पठानोंकी सारी बाते 
सम मानेका प्रयत्न किया। लेकिन इस वार भी वे उन्हे सममानेसे 
सफल न हो सके । पठान पहिलेकी भाँति ही सब्ग्धि ओर 
कठोर बने रहे । उनकी श्राति ओर उनका अविश्वास जरा भी 
कम न हो सका । अपने आक्रोशमे उन्होंने इस सभामे भी गावी 
पर पुनः घातक आक्रमण करनेका प्रयत्न किया, किन्तु पुलिसके 
पहुच जानेसे वे कुछ कर न पाये | फलतः गाधीजी इस वार भी 
हमलावारोंसे बच निकले, आ।र सभा समाप्त होनेके व डरवनसे 
फोई विद्ञप कार्य न रहनेसे वहॉसे तुरन्त अपने बाल-बच्चोसे 
मिलने फोनिक्स चले गये ! 


42--8ए हम, 3 5600 हवा 9 254-258 


२१९ 


युग-पुरुष 
जनरल स्मद्सका बचन सेग और घोखा- 


गाधीजीने परवानोंके बारे जो निर्देश ओर आदेश दिये थे, 
उनका थोड़ेसे पठानोंको छोड़कर शेप भारतीयोंने पूरी तरहसे 
पालन किया था। बहुत थोड़े ही ऐसे छोग रहे होगे जिन्होंने 
स्वेच्छासे परवाने तन लिए हो । अतः परवानेके छिए एशियाटिक 
आपफिसमे भारतीयोकी इस कद्र भीड़ छगी रहती थी कि परवाने 
देनेवाले तक घवडा उठते थे । इस प्रकार समझौतेके अनुसार 
भारतीयोंने अपने चायदेकों जल्दी ही पूरा करके दिखछा दिया 
था। भारतीयोंकी इस वचन-निप्ठाकी तब ट्रान्सवाल सरकारने भी 
खूब अशसा ओर सराहनाकी थी | * अपनो तरफसे इस प्रकार 
समकोतेकी शर्ते पूरा करनेसे भारतीयोको पूरी आशा थी कि 
सरकार भी अब अपने वचनोका पारूत कर खूनी कानून! को 
रद कर देगी। किन्तु उन्हे क्या सालूम था कि पाश्चात्य कूट- 
राजनीति धोखे! को भी एक सिद्धान्त मानती है ? गाधीजी जेसा 
सब्या ओर ईमानदार अपनेको सममते थे, वेसाही जनरढ 
स्मट्सको भी मानते थे। किन्तु उनका यह विश्वास अन्तर्म 
अमपूण ही सिद्ध हुआ ! 
चालवाज स्मटसने अपना काम निकालकर अन्तमे सरल 
7र निलच्छुछ गाधी तथा उनकी कोमको धोखा दे ही दिया ! 
उसने खूनी कानूनकी रद करनेके वजाय स्वेच्छासे लिये गये 
परवानोको कानूनी बनानेके लिए एक नया एसियाटिक्र त्िल पास 





4-१9॥0 9 287 


| 
ह्रिर। 
७ 


महात्मा गावी 


किया, जिसके आधार पर 'एसियाटिकोंके रजिस्ट्रेशनके लिए 
अन्य दूसरी धारायें तैयार कर दी गई' ॥ परिणामतः काछा या 
ज्योंका त्यों ही बना रह गया ।' 2 शत 
आधा स्मद्सके इस नये बिलसे स्वव्ध हो उठे । उन्हें 
विश्वास न होता था कि पाश्चात्य नीतिसे वचनों आर शतांका 
कोई मूल्य नहीं हुआ करता । लेकिच जब स्मद्सके व्यवहारने इस 
कठोर सत्य को प्रत्यक्ष कर दिया तो उन्हें यह मानही लेना पडा। 
पर गांधीजी किसी प्रकार इससे चिन्तित या किंकतेज्य विमूढ न 
हुए। उन्होंने इस भूठका अपने सत्य द्वारा श्रतिरोध करना 
निश्चित कर 'सत्याग्रहः की फिरसे तैयारियों शुरू कर दीं। 
उन्होंने तुरन्त सत्याग्रह कमिटीकी सभा बुलाकर उसे इस नयी 
स्थितिसे परिचित कराया ओर निर्देश दिया कि यदि ये बाते 
सद्दी निकलीं तो फिरसे हमे सत्याग्रहके लिए तयार हो जाना है । 
सभामे अपना भविष्यका मार्ग निउिचत कर लेनेके बाद गाधी- 
जान जनरल स्मट्सको भी उसके वचनोंका स्मरण कराते हुए एक 
पत्र लिखा आर उसे सचेत किया कि अपने नये विलके छारा 
उसने सममोतेको तोड़ डाला हू । इसके साथ ही गाधीजीते ट्रान्स- 
वाल सरकारको भी सत्यात्रह कमेटीकी ओरसे एक अल्टिसेटम 
भेजा जिसमे कहा गया था कि--“हमे खेद हू कि यदि सममभातेके 
अलुसार एसियाटिक ऐक्ट रद न क्रिया गया ओर इसकी सूचना 
यदि सरफ़ारने निश्चित समयके अन्दर भारतीयोंको न भेजी, 
त्तो भारतोय खेच्छासे ल्यि _परवानोको ढेरमे एकत्रित करके 
जला दग हि न्‍्े मोको है भर 2 सनेको 
बार गन विनय - पूवंक सारे परिणा ग 
-99 9 292-293 7 
2-74 9 805-306 है 





5. “मज+->ननननमननन कणरथ ८. अजनलकन++ 2०० ह०। ०० 


न्प् 
दा 
ली 


युग-पुरुष 


इस पत्नको पाकर ट्रन्सवालकी गोरी सरकारके' अभिमान 
पर आग सी छग गई। वे अब तक भारतीयोंको बबेर ओर 
अपनेसे निम्न मानते आये थे, इसलिए उन्हें, कभी आशा न थी, 
वरन्‌ स्वप्तमे भी खयाल नहीं था कि काले वर्णवालोसे अल्टि- 
मेटम नामकी कोई स्वाभिमानयुक्त ओर चुनोती भरा पत्र आ 
सकता हे। उन्हें मालूम न था कि गांधीजीके आत्मबलने भार- 
तीय कोौसका गोरव इतना ऊँचा उठा दिया हे कि वे अपनी 
प्रतिष्ठाके लिए किसी गोरे अथवा काले का भय ओर डर अपने 
दिलसे कभी का भगा चुके है । उन्हे दुर्भाग्यसे यह भी मालूम नहीं 
हो सका कि गांधीजीने भारतीयोको बता ओर सममा दिया 
है कि “एक मनुष्यके रूपमे वे किसीसे हीन नहीं है, ओर यदि 
उनमे सहन करनेकी शक्ति हो तो वे सीचे-सीबे किसीका भी 
मुकाबला कर सकते है।”" चस्तुत, गोरोकी ऑखोपर तो “अहम? 
का परदा पडा हुआ था, इसलिये वे इन वातोको देख ओर 
समम भी केसे सकते थे | अतः अहकारसे पीड़ित ओर अभि- 
सानसे अ्सित ट्रान्सवालकी सरकारने भारतीयोंके विरोध 
पत्रकी तनिक भी परवाह किये विना तिरिस्कारके साथ उसे 
झुकरा दिया | 

अल्टिमेटमके अस्वीकृत होने ओर ठुकरा दिये जानेपर 
भारतीयोके लिए 'सत्याग्रह'को छोड़ अब दूसरा मार्ग ही न रह 
गया था | अतः गाधीजीने सरकारको दी गई चुनोतीके अनुसार 
त्ता० १६ अगस्त १९०८ को जोहान्सबर्गकी हमसिदिया सस्जिदमे 
भारतीयोकी एक विराट सभा बुलाई ओर सबके परवाने जमा 














4-[90-? 308 


महात्मा गावी 


करा लिये। इस प्रकार जब लरूगभग २००० से भी अधिक 
परवाने गाधीजीके पास इकट्ठु हो गये तो उन्होंने आदेश 
दिया कि सबको पराफिनसे सरी एक बडी सी कढाईमे डालकर 
आरके हवाले कर दो! निर्देश पाते ही हर्षोश्लाससे पूरा 
भारतीयोंने तुरन्त परवानोंकी होलिका तैयार कर दी। देखते 
दी-देखते परवाने धू-धू करके जछ उठे । 


गावीजीके इस विचित्र व्यापारको तत्काढ बहुतोंने समझ ही 
नहीं पाया, ओर बहुतोंने उसे प्रयत्न करनेपर क्रोधका एक प्रदर्शन 
मात्र समझआ। लेकिन कुछ ही समयके बाद सारे जगतको मालूम 
हो गया कि विचित्र याधीने असलमे परवानोंकी इस चितामे 
गोरे दंभका प्रथम अग्नि सस्कार किया था। क्योंकि उस दभको 
अनीति-मूलक असत्यका कल्मप समझकर गावी संसारकी 
परिशुद्धिके लिए उसे मेट देना चाहते थे । 


किन्तु इस दाशेनिक सत्यको छोडकर, परवानोंकी 'होछी? 

क्षिण अफ्रीकाके मुद्दीभर पर स्वाभिमानी ओर आत्मविश्वासी 

भारतीयोंकी तरफसे वस्तुतः ट्रान्सवालकी शक्तिशाली गोरी सत्ता 
के लिए एक खुली ओर दहकत्तीहुई चुनोती थी । 


सत्याग्रह पूर्णता पर 
अध्याय ११ 


रिपदुक्शन बिल॒-- ' 
परवानोंकों जछाकर गांधीजीने सरकारको स्पष्टतः दूसरे सत्याग्रह 
की चुनोती दे डाली थी । किन्तु इसी बीच सत्याग्रहके छिए एक 
ओर कारण भी उपस्थित हो गया। जिस समय खूनी कानूनके 
विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था उसी समय जनरलछ स्मदसने 
अक्रीकासे भारतीयोकी जड़ उखाडनेके लिए एक और बिल जिसे 
“टास्सवाल इसमीग्रन्ट्स रिस्ट्रिकशन बिछः कहते है, पास करा 
दिया था | इस विलके- अनुसार किसी भी नये आनेवाले भार- 
तीण्को ट्रान्सवाल मे प्रवेशकी इजाजत नहीं मिछ्ल सकती थी। 


भारतीयोॉंके आस्तित्व पर निश्चयही यह एक जबर्दस्त 
आधात था। अतः गाधीजी और उनके साथियोने खूनी कानूनके 
साथ साथ इस विलके विरोध करनेका भी निश्चय कर डाला, 
ओर इसलिए उसेभी अपने सत्याग्रह आनन्‍्दढोलनका एक अग 
चना लिया । 


पभालाक गारधी[--- 


अतः उक्त निउचयके अनुसार गाधीजीने रिस्ट्रिक्शनविलफे 
वबारेभी ट्रान्मवालफी सरकारसे रहिखा-पढी आरम्भकी, किन्तु 


२० 
* ४८ 


महात्मा गाधी 


उसमे सुधार करनेके वजाय जनरछ स्मदसने उलदे गांधीजी_ 
पर ही दोपारोपण करने शुरू कर ठिये। दक्षिण अफ्रीकामें इस 
समय गाधीजीका काफी प्रभाव छा गया था ओर पिछले सत्या- 
ग्रहकी सत्यता एवं त्यागपूर्ण सारल्यसे बहुतसे यूरोपियन तक 
भारतीय आन्दोछनका पक्ष लेने छगे थे। स्मद्स खूब समझता था 
कि यूरोपियन जनमत का यह रूख गांधीजीके पक्षकों मजबूत 
बना देगा ओर उसकी सरकारकी कमजोर कर डॉलेगा । 
अत. उसने अब यूरोपियन जनमतको भारतीय पक्षसे 
हटाकर अपनी ओर प्रवाहित करनेके लिए गांधी पर वार करना 
शुरू किया। उसे आशा थी कि अगर वह गाधीको यूरोपियनोंके 
हृदयसे गिरा सका तो मेदान मार ले जायगा। फलतः उससे 
यूरोपियनाकी यह बतलानेका निष्फल प्रयत्त किया कि गाधी 
एक बहुतही 'चाछाकः वा 'मकाए आदसी हे। वह हमेशा 
लड़ाई-कगड़ा मोल लेनेके लिए रोज नये-नये प्रस्तावोंको पेश 
किया करता है । वह असलमे उँगली पकड़कर पहुचा पकड़नेकी 
चाहना रखता है । इसलिए ऐसे मंगढालू, सघप-प्रिय ओर 
महत्वाकांक्षी व्यक्तिको बह क्‍्योंकर आश्रय दे ? ओर वह क्‍यों 
एसे व्यक्तिकों सर चढानेके लिए उसकी एशियाटिक ऐक्टको 
रह करनेकी अनेतिक मॉगको स्वीकार करे? ? 


का किन्तु स्मदसकी ये भावोक्तियों निष्फल गई । उन यूरोपि- 

को जो गाधीकी बाहर ओर भीतरसे टटोल चुके थे, यह 

समभानेकों अब जरूरत न रह गई थी ऊि चालाक और मक्कार 

फान ६ ! वे पहले से ही यह सममे-बूमे थे कि मकार माधी नहीं, 

स्मद्स खुद है। अतः इन निष्पक्ष थुरोपियनों पर स्मदसके 
१५ रर२५ 


युग-पुरुष 


प्रचारका कोई प्रभाव पड़नेके वजाय, उसीके विरुद्ध प्रति- 
क्रिया होने छगी। परिसामतः स्मट्सके अनमगेंछ प्रराप 
ओर अभूठे दोपारोपणोंसे वे यूरोपियन भी जो अवतक 
गाधीके प्रशसक मात्र थे, चिढकर उनके सक्रिय समर्थक बन गये 
ओर खुल्लम खुल्ला भारतीयोके पक्षका समर्थन करने लगे ।' 


सलाअहका अएस्म १६०८-८5, 


इसीगरेशन ऐक्टमें एक धारा ऐसी थी जिसमे कहा गया था 
कि वही व्यक्ति ट्रान्सवालमे आनेसे रोका जाय जो किसी भी 
एक'यूरोपियन भाषाकी न जानता हो। अतः इस ऐक्टके 
विरुद्ध सत्याग्रह आरम्स करनेके लिए सत्याग्रह कमेटीने 
ऐसे छ्वी व्यक्तियोंको चुना जो अंग्रेजी तो पढ़े-लिखे थे, पर 
पहले कभी ट्रान्सबालमे नहीं आये थे । इस नि३इ्चय के अनुसार 
गांधीजीके ' निग्श पर सबसे प्रथम व्यक्ति जो सत्याग्रहके 
लिए चुन गये, वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त सोराबजी पारसी थे । 


एशियइंयो का टान्सवाल पर अहिसक आक्रमणु--- 

इस प्रकार इसीगरेन्ट्स ऐक्टके विरुद्ध जिहाद घोषित कर 
भारतीयाने नेटालसे टान्सवाल पर आक्रमण करनेके लिए अपने 
प्रथम सेनिक सोरावजीको रवाना किया।" सोराबजीने टान्स- 
वाल सरकारको रवाने होनेसे पहले सूचना भेजकर यह आगाह 
भी कर दिया था कि उक्त अनेंतिक कानूनकों अस्वीकार करते 
हुए वे ट्रान्सवालसे प्रवेश करेगे। पर सरकारने आरमस्भमे इसे 


क्ल्न्लिज5 








 38एब27279 70 800 09702 9. 39 
र्श्द्‌ 


महात्मा गाधी 


वच्चोंका सा खिलवाड़ समझा ओर इसलिए उनकी सूचना 
पर कोई ध्यान न विया। सोरावजीने भी सरकारकी चिन्ता 
न की ओर ३ जुलाई १५०८ को टान्सवाल की सीमासे प्रवेश कर 
दिया। जोहान्सव्गमे पहचने पर सोरावजीने बहूकि पुलिसके 
अध्यक्षकों भी घुरत अपने आनेकी सूचना कर दी । इस खुली 
ओर निर्मीक अवज्ञासे चिढकर अन्तमे सरकारकी पुलिसने 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया । कानून तोडनेके जुर्ममे १० जुलाई 
को पुलिसने उन्हें अदालतमे भी पेश किया। अनधिकार 
प्रवेशके जुममे मजिस्ट टन सोरावजीकों हुक्म दिया कि वे 
एक हफ्तेके अन्दर टान्सवाल छोडकर घले जाबे । किन्तु इस 
हक्मका पाऊन करनेके लिए सोरावजीने टान्सबालूमे प्रवेश 
न किया था । वे तो ,भारतीयोंके वहाँ रहनेके हकको 
कायम करनेके लिए ही सत्याग्रही सनिकक रुपमे टान्स- 
वबारमे घुसे थे। अतः सोरावजी मजिस्टूटके हुक्म की 
चिन्ता न कर, ट्रान्सचालम डटे ही रहे। इस अवज्ञाके कारण 
२० जुलाईको वे पुलिस द्वारा फिरसे गिरफ्तार द्ोकर अदालतमे 
पेश किये गये । इस धार मजिस्ट्रेंटन उन्हें ह॒ठी समझ कर अवज्ञा 
के अपराधमे एक महीनेकी सख्त कदकी सजा देकर सीकचोमे 
वंद करवा दिया ।* 

सरकार समभती थी कि इस ग्रकार सोरावजीको बंद कर 
देनेसे अन्य भारतीय डरकर ट्रान्सवालफा रास्ता छोड ठेंगे ओर 


अ जननन 333-+जज>ज++: 





जमे जे उजन >न्‍न«न्म बन 


१ आज जनवरी, फरवरी-१९४८ में भी एस ऐय्टके विदद्ध नेंटाल 
के मारतीयोंका दान्सवालमें आन्दोलन चल रहा है | 
२२७ 


! युग-पुरुष 


सारा आन्दोलन भयसे दवकर स्वतः शात हो जायगा। किन्तु इस 
दसनका परिणाम सरकारकी मनोकल्पनाके विपरीत हुआ। 
दमनने दवानेके वजाय विप्छवकी ओर भी उभ्चाड़ डाला जेसा 
कि उसका स्वभाव हैे। सोरावजीके कद किये जानेपर भार- 
तीयोने उसे सरकारकी तरफसे खुलकर छड़नेकी चुनोती समझा, 
जिसे उन्होंने अपनी तरफसे भी, खुछकर स्वीकार किया । 
अतः नेटालके भारतीय कृतसकल्प हो गये कि नेटाल ओर 
टास्सबालके वीच वे किसी प्रकारकी सीमा न रहने देंगे। 

उन्हाने मानों नेटाठ ओर टान्सबारूके बीच सीमाका होना ही 
अस्वीकार कर दिया ओर सहज रूपसे उसे छॉघनेके लिये 
सत्याग्रहियोकी टोलियॉँ रबाना कर दी । 

सोराबजीके पश्चात्‌ सत्याग्रहियोंकी पहली टोलीके नेता 
नेटाछ भारतीय काग्रसक अध्यक्ष श्री दाऊद नियुक्त हुए। सत्या- 
अहियोंकी इस छोटी किन्तु दृढ टुकड़ीने नेटालसे प्रस्थान कर 
निर्मयतापूबक ट्रान्सवालकी सीमाको पार कर दिया । पर इस वार 
टान्सवाल सरकारभी सत्याग्रहियोंका सामना करनेके लिए पहले 
ही से तेयार वंठी थी, अतः टान्सवालमे प्रवेश करतेही सारी 
सत्याग्रही सनाकी पकड़ लिया गया। इसके बाद १८ अगस्त १९०८ 
को उन्हें अनधिकार श्रवेशके जुममे अदालतमे पेश किया गया। 
मजिस्टेटने सोरावजीकी तरह उन्हें भी एक हफ्त्तेके भीतर ट्रान्स- 
बालसे निकछ जानेका आदेश सुनाया। किन्तु 'सत्यः पर चलने- 
बाला सत्याग्रही कभी किसीके कूठे आदेशोंकी परवाह नहीं किया 
करता । सत्यपर आरुढ रहनंवाले असत्यसे भयाभिभूत भी नहीं 
हुआ करते | ट्रान्सवालमे घुसे सत्याग्रही टन्सवालमे आने ओर 
रहनेका अपना अधिकार सममते थे । अतः उन्होंने अपने इस 


रर८ 


महात्मा गाधी 


अधिकारकी प्रतिष्ठाके लिए मजिस्टेटकी आज्ञाकी कोई परवाह 
नल की। फलतः हफ्ता बीत जाने परभी जब सत्याग्रही 
टान्सवालसे न हठे, तो सरकारने उन्हें २८ अगस्तकों 
फिर प्रिटोरियामे गिरफ्तारकर ट्रान्सवालकी सीमासे 
बाहर खदेड दिया! किन्तु वे शूर तीन दिनके अद्रही पुनः 
ट्रान्सवालमे घुस आये। परिणामतः अवन्नाके जुमेमे वे फिर 
पकड लिये गये आर ८ सितम्वरको बोलक्रस्ट (४०।६६:०४0 की 
अदालत द्वारा उन्हें तीन-तीन महीनेकी कठ्की सजा दे दी गई । 


किन्तु इस प्रकारके दमनसे आन्दोलन थमनेके वजाय बढ़ते 
चढते कुछछ्ठी समयके भीतर पूर्णताकी पहुच गया। दाऊदकी 
सत्याग्रही टोडीके वाद नेटालसे सत्याग्रही वरावर टान्सवालकी 
सीमाओको छाघकर प्रवेश करते ही रहे, आर सरकार भी 
अपनी तरफसे उन्हें जेलॉमे भरती घी गई | 


दान्सवालके प्रति सरकारकी चुप्पी-- 


नेटालके भारतीयों द्वारा इमीगरेअन ऐक्टके चिरुद्ध सत्या- 
अह आन्दोलन चलानेके बावजूद गोरी सरकार टान्सवालके 
भारतीयोंके प्रति अभी तक उदासीनताकी नीति दी धारण किए हुए 
थी। द्ान्सवालके भारतीयॉन परवरनोंको जलातक डाला था 
लेकिन तिसपर भी वह जहरकी घूट पीकर चुप हो रही थी | वह 
जानती थी कि इस समय जब कि नेटालके भारतीय विद्रोही हो 
रह हैं, द्रान्सवालक भारतीयोंसे परवानाक विपयमे छेडना 
आहुतिमे थी का काम करगा। अतः आन्दोलनक ध्य।पक ओर 
सीत्र होनेफ भयसेही सरकारने टान्सवालके भारतीयोके प्रति 


र्‌ढ्‌ 
33 


युग-पुरुप 


चुप्पी साध रखी थी | इसके अलावा सरकारका यहंभी विचार 
था कि रजिस्टी करा लेनेसे भारतीय टान्सवालमे रह तो सकतेही 
है, इसलिए इस समय उनसे उदासीनतासे ही काम लेना ठीक 
होगा, कक संभव हे, सरकारकी इस नीतिसे वे स्वय शातभी 
हो जायें ह है 


अतः अपने हितके किये सरकारने ट्रान्सवालके भारतीयों 
से किसी ग्रकारकी छेड-छाड करना हानिकारक समझ परवानो 
के मासले पर सोन धारण कर रखा था |! पर भारतीय स्वय इस 
सान स्थितिके लिए तयार न थे! वे अपने अधिकारोंका निप- 
टारा करानेकों व्याकुल हो रहे थे, ओर इसके लिए टान्सवाढू 
सरकारसे मोचो लेनेको पूरी तरहसे तेयार हुए बठे थे | अतः सर- 
कारक मोनको तोड़ने ओर अपने अधिकारोंक हित सघप छेड़नके 
लिए वे अपनी तरफसे ही प्ररणा छेनेको उतावर,हो रहे थे ! 
फलत' उनकी इस मनोदआको समझकर गांधीजी आगे वढकर 
उनका नेतृत्व करनेक लिए सन्नद्ध' हो उठे! जोहान्सवर्गके भार- 
तीय यही चाहते थे! उनके हपका सचमुच अब ठिकाना न 
था, क्योंकि जिस सघपके लिए वे उतावलछ हो रहे थे, उसका 
नेदृत्व भ्वय उनके नताने अपने हाथमें छे लिया था! इसके 
साथ साथ उन्हे इस वातकी भी खुशी थी कि उनके ट्रान्सवालक 
आन्दोलनसे नंटालके भारतीय आन्दोलनको भी सहारा मिल 
सकेगा | 


दुएन्सवालके भारतीयोका अवज्ञा-आन्दोलन्‌--- 


लेकिन अब प्रइन यह था कि संघ छेड़ा केसे जाय | टान्स- 
वालमें उस सम्रय भारतीयोंको व्यापारमें भी भुक्त-हस्त न 


हम ट््‌ ७ 


9. 


महात्मा सावी 


थआग। सरकारने एक ऐसा नियम वना रखा था जिसके अनुसार यदि 
कोई भारतीय व्यापार करना चाहता हो तो चह पहले अपना रजि- 
स्टेसन सर्टिफिकेट देकर व्यापारके लिये प्रमाण पत्र या छाइसन्स 
हासिल कर ले। लेकिन इस समय किसी भी भारतीयके 
पास वे सर्टिफिकेट न थ क्योंकि स्मदसके चंचल भय करने आर 
सममोता तोडनेपर उन्हें पहलेही जला दिया जा चुका था । 
भारतीयोंने ऐसा करके एक प्रकारसे तश सरकारके विरुद्ध सघर्ष 
की घोषणा कर दी थी। किन्तु जेंसा कि ऊपर लिख आये है. 
सरकारने मान धारण कर इस सघपको टालसा रखा था 
अतः इस टाले हुये सघंको उत्तेजना देन और छेडनेके लिए 
भसरतीयाने यहा उचित समम्का कि सरकारके व्यापार पर 
छठ्गाये प्रतिवन्वोकी तोड़ दिया जाय! इस निष्केप पर पहुंचकर 
उन्हान लाइसेन्स की परवाह न कर अब खुल्लमखुल्ला व्यापार 
करना भी शुरू कर दिया ! 


इस प्रकारफ व्यापारका स्पष्ट अर्थ था--अवता आन्दोलन 
आर सरकारकी प्रतिष्टापर एक जवरदम्त आधात | स्वभावतः 
भारतीया की इस गवपूर शरवत्ता'स द्रान्सवालकी सरकार जो 
नटालक सत्याग्रहस रस परथान होकर अवतक ट्रान्सवाल्क भारतीयों 
के परवाना जछानेके काडके प्रति अपना राप थामकर उठासीन हा 
रही थी, वाखला उटठो, आर उसने कुमछाकर द्वान्सवाछके 
भारतीयापर भी प्रहार करना शुरू कर दिया | सरकारकी इस 
राद्रतासे भारतीयॉका खुशी ही हुई, क्याकति थे चही चाहते थे ! 
उनका लक्षही इस समय सरकारकों जोश आर रोप दिलाकर 
मसठानम उत्तारना था! थे कभीस एक वार चलकर संदानमभे 


२३१ 


युग-पुरुष 


आत्मवल ओर पशुवलकी शरक्तियोकों नाप लेनेके लिये उल्क हो 

थे | ओर इसमे वे आखिर सफल हुए । भारतीयोकी इच्छाके 
अनुरूप वे ओर टान्सवालकी ग्रतिद्वन्दी सरकार दोनों अब 
मंदानमे उतर आचे थे । इन दोनों प्रतिद्वन्दियोंमे एव को आत्मबल 
का भरोसा था, दूसरेको शस्त्रवछका ! एकमे सहनेकी शक्ति थी, 
दूसरेमे दवाने की ! अतः जसे जसे सरकार दमनको तीक्र 
करती जाती थी, सत्याग्रहकी लहरे उम्नतरं होती जाती थीं । 
सरकारको आइचयें था, इस वातका कि कोई भी ग्रहांर, कोई भी 
आधात सानों भारतीय सत्याग्रहियोंपर अंसरही नहीं करता, 
ओर आनन्‍्दोछन बढता ही जाता है । 


गाथीजी फिर गिरफ्तार--- 


ट्रान्सवाल्की सरकार अब बहुत आफतसे थी! एक ओर 
से नेटालक सत्याग्रहियोंकी अहिंसक टोलिया वरावर टान्सवाल 
पर आक्रमण करती जा रहीं थी, तो दूसरी तरफ टान्सवालक 
भारतीयोंका “अवज्ञा आन्दोलन? अवाध गतिसे वढता ही जाता 
था | सरकार यह भी समझ रही थी कि इस आन्दोलनकोी जड 
से गाधीकी ही प्ररक शक्ति काम कर रही है ! अतः सरकारन 
आन्दोलनको खतम करनेके लिए जडको ही उखाड फेक देनका 
निएचय किया | जिस समय यह कुमत्रणा हो रही थी, गावीजा 
नटाल गये हुए थे, इसलिए जब वे ट्ान्सवाल्को लोटने छगे तो 
वार करनेका यह अच्छा मौका देख सरकारने उनसे परवाना 
सागा ! छकिन परवाना था कहा ? उसे तो गावीजी पहिल ही 
अपने साथियोंक साथ कडाईमे डालकर भून चुक थे। फ्लतः 
परवाना न पेश करनेके वहाने वे गिरफ्तार कर लिये गये, ओर 


शरु३्२ 


% 


महात्मा गाघी 


2० अक्टूबर १९०८को उन्हें २? महीनेकी सख्त कंदकी सजा देकर 
जेलमे डाल दिया गया | गाधीजी निरपराध थे ओर इसीलिए एक 
चेकसूरको दण्ड देते समय गोरे मजिस्ट्रेट का हृदय भी पसीज 
डठा था। ग्राधीजीकी निर्मीक आर सत्यवाणीने मजिस्ट्रेटके 
छृदयकोी सचमुच हिलासा दिया था। सत्याग्रह आन्दोलनके 
मूल-भूत कारणो पर प्रकाश डालते हुए गाधीजीने कोटेसे कह्दा 
था--खूनी कानूनको रद्द करानेके लिए मैसे यथासाध्य बहुत 
अयक्ष किया, किन्तु सरकारने एक वार वचन देकर भी इस संबंध 

कुछ न किया, ऐसी अवध्थामे निरुपाय होकर ही हम भारत- 
बासियॉन फिर सत्याग्रह आरम्भ किया। अतः इस अपराधके 
लिए मुझे जो दण्ड मिल, मे सहनंके लिए तयार हू?” किन्तु 
इस सरल ओर सत्य कथनका कूठ ओर कूटनीति पर आश्रित 
गोरी सरकार पर क्‍या असर हो सकता था ९ इसलिए हृदयसे 
गाधीको निरपरावी सममते हुए भी गोरे मजिट्टको उन्हे केदकी 
सजा देनी पड़ी | सजा श्जुगतनंको कंदी गाथी बोलक्रस्ट जेलमे 
भेज दिय गये ! 


सतद्याग्रहियोका दमनू--- 


वोलक्रस्ट जेलमे गावीजीको मिलाकर कुछ ७४ कटी रखे 
गये थे। सत्याग्रही कंव्ियोकोी तोड़ने ओर सरोडनेमे इस बार 
गोरी सरकारन कफीई कसर न उठा रखी। सब सत्याग्रहिया ओर 
गांधीजी पर बहुत बुरी तरहसे सख्तियों की गयीं। ओर जिस 
तरहसे हो सका, उन्हें परेशान करनेफा प्रयत्त किया गया।! 








१ महात्मा गाधी, लेसक श्री रामचन्द्र वर्मा, पठ्ठ, ५१-५२ 


र३३ 


हे ७२०७५ २>>»क-े० 


युग-पुरुष 


सत्याग्रहियोंको तंग करनके,लिए जेलमें पाखाना साफ करनेदग 
कामभी उन्हींकोी दिया गया | इस प्रकार जितनेभी कठिन कार्य 
हो सकते थे,--पत्थरोको कूटना,, पथरीली जमीन खोदना, आर 
कुएँ दयार करना आदि--सब उनसे 'कराये गये ! पर वीर 
सत्याग्रही इन सब कठिनाइयॉंकी मानों कठिनाइयॉडी नहीं 
सममभते थे, ओर हँसते मुस्काते सब सहज आपसे मेछते जाते 
थे। 'सहना? उनके जीवनका इशष्टह्दी हो, गया था! गाधीने 
उसमे यह विश्वास पेदाकर दिया-था कि 'सहने! से ही 
अत्याचारीके अत्याचारोका अन्त किया,जा सकता है । यही 
कारण था कि वे विना किसी रोप ओर प्रतिहिसाके सरकारके 
अत्याचारोंको केलते जाते थे! उनके हृदयमे यह विश्वास जम 
गया था कि इसका परिणास अन्ततः अत्याचार ढाहनेवालेके लिए 
ही घातक होगा। अतः गाधीके साथ मिलकर वे सव यातनाओं से 
भूलते हुए भी खुञ थे, प्रसन्न थे। कोई भी सख्ती या कठिनसे 
कठिन काय उनसे “आह! न निकाल सकता भ्रा। पथरीछली जमीन 
पर कुदाल चलानेके कारण उनके हाथो पर वहुतसे छालेभी पड 
गये थे, लेकिन तबभी विना 'डफ' किये वे कड़ी मेहनत करनेसे 
न हटे |! उनका आनन्द-शझ्ोत ओर सवसे वड़ा सहारा गाधी जब 
उनके वीचमे था, ओर वोलक्रस्ट जेलमे जब वे ही खाना वनाकर 
है खिलाते पिलाते भी थे, तो फिर छालोंकी क्‍या विसात थी 


कि उसके इस आनन्दम बाधा डाले ! र 
गंधीजीका तबादला ओर रिहाई-- 
गाधीजीको सरकार वहुत “खतरनाक केंदी?” सममती थी । 


4 एशथाकं उठाते टाए2९०0, 77 )(पघतञा 7,०४८, 9 420, 
२३५४ 


महात्मा गाधी 


इसलिए सरकारने अन्य सत्याग्रहियोंके बीचसे गावीजीकों 
बोलक्रस्ट जेलसे हटा देनेका नि5चय किया । सरकारका 
यह भी खयारू था कि इस अकार अछगकर दिये जानेसे 
गाधी ओर उनके साथियाोका दिल ओर साहस दोनों, टूट जायेंगे, 
ओर परिणामतः सत्याग्रह आन्दोलन भी शिथिल पड जायगा। 
अतः अपनी इस इच्छाकी पूर्तिके छिए सरकारने गाधीजीका 
ग्रिटोरियाकी जेलमे तवादछा कर दिया । इस घार सरकार गावी 
पर इतनी विगडी हुई थी कि ग्रिटोरिया ले जाते समय जलील 
करनेकी गरजसे जेलसे स्टेशन तक उनको अपनी गठरी सिर 
पर लादे पुलिस गाद के बीच आम रास्तेसे ले जाया गया! 


प्रिटोरियाकी जेछमे गावीजीकों एक एसी कोठरीमे रखा गया, 
जिसमे केवल खतरनाक केदीही रखे जाते थे। यहाँ सारा 
समय उन्हें तनाहीम ही विताना पडा ! मुठिकलसे तब दिन- 
भरमे उन्हें अपनी कोठरीसे दो बार व्यायामके लिए धाहर 
निकाछा ज्ञाता था। लेकिन कुछ ही समय बाद यकायक २३ 
व्सिस्पर १९०८ को सरकारने गावीजीको रिहा कर दिया । इस 
रिहाईके समयसे लेकर ६ नवम्बर १६१३ तक गाधीजी फिर 
बाहर ही रहे । 
सत्माग्रहियों पर पाशविक अऋल्यात्ार--- 


गांधीजीको छोडतेसे सरकारका कोई अच्छा अभिग्राय न 


4 छाती), 5 यदि 080 5४०४४, एफपओटव, 
०८(कंटए 7944 80ग्रॉ8ए 9 347 


न्३५ 


युग-पुरुप 


| अपने साथियों ओर दूसरे सत्याग्रहियोंसे अलग करनेके लिए 
ही उन्हे मुक्त किया गया था। इसीलिए गांधीजीको रिहा करने 
पर भी सरकार अन्य भारतीय सत्याग्रहियोंकोी सकड़ोकी संख्या 
जेलमे ठू'सती ही चली गयी ! लेकिन भारतीय इससे पस्त- 
दिल न हुए | वे सरकारका पहलेको भांति ही डटकर तीघ्रतासे 
सामना करते रहे । परिणामतः अन्तसे सरकारको ही घवड़ाकर 
यह सोचना पड़ा कि आखिर वह कव तक ओर कहा तक उन 
जेलमे ठू सती ही जायगी ९ निःसन्देह जेले अब काफी भर 
चुकी थी ओर उससे सरकारी खर्चा भी वहुत वढ गया था ' 
फलछतः कूटनीतिज् सरकारने सत्याश्रहियोंकों कुचलनेका 
एक नया ओर क्रूर ढंग सोच निकाला !' यह नया 
उपाय था अखस्भ निष्कासन दंडके रूपमे आया! इसको 
उपयोगमे लाकर सरकारने अब सत्याग्रहियोंकोी जेलमे 
भरनेके वजाय उन्हें पकड़-पकड कर भारत भेजनेका क्रम 
जारी किया सत्याग्रहियाके लिए यह सचमुच एक महान 
विपत्तिका अवसर्‌ था! इस घातक निष्कासनके कारण उन्हें 
अपने परिवार ओर-कारोवार सबसे हाथ धोना पड रहा था 
उन्हें यह भी पता न था कि भारतमे जहा वे छोड़े जायेंगे, वहा 
क्या होगा | इसके अछावा निष्कासनके समय जहाजमे भी 
उन्हें बहुत तग किया जाता था ! किन्तु ऐसो विकट ओर संकटा[- 
पञ्म स्थितिके उपस्थित हो जाने पर भी अनेक सत्याग्रही अपने 
सत्वके आग्रह पर डठे ही रहे ! इन शुर-वीरोंको अपने कत्तव्यके 
सिचा परिणामकी मानों कोई चिन्ता ही न थी | 
इस विकट स्थितिसे गाधीजी अपनी तरफसे ज॑सेभी हो सका, 


२३६ 


हि 


महात्मा गांधी 


इन इढ-प्रतित सत्याग्रहियों को हर प्र कारका सहारा पहुँचाते रहे । 
यकायक भारत भेजे गये निष्फासित सत्याग्रहियोंकी वहाँ पहचने 
पर रहने आर खाने पीने आदिका कष्ट न हो, इसका भी गावी 
जीने अपने मित्रोंके जरिये प्रवध करा दिया । इस वीच उनके 
नतृत्वमे भारतीयाने सरकारके इस पाशविक कायके विरुद्ध एक 
जोरदार आन्दोलन भी शरू किया आर सरकारके ही कानू- 
नका आधार लेकर निष्कासन दण्डके विरुद्ध कोटमे अपील 
दायर करदी ।" _ भाग्यवश भारतीयोंकी यह अपील मंजर 
गई आर सरकारको लाचार होकर अपने क्रर निप्कासनके विधान 
को समेट लेना पडा । 


गोरी पाशविकता--- 


सरकारने मजबूर होकर निष्कासनका दण्ड तो बन्द कर दिया, 
लेकिन सत्याग्रही केदियॉंको कष्ट पहचानेके लिये अब उसने अनेक 
प्रफारके दूसरे पाशविक ढग अस्तियार कर लिये। पहले सत्या- 
अहियोको एक साथदही रखा जाता था,ल्षेकिन अब उन्हें तग करने 


की गरजसे एक दूसरसे अलग कर विभिन्‍न जेलासे डाछ दिया 
गया। इसी तरह तग करनेके बास्ते आर भी जो जो तरीके हो 
सकतेथे, प्रयोगम लाय गय ! सरकार इस प्रकार अपने पणवल 
के द्वारा सत्याग्रही सेना का दम तोडने पर तुछ सी गई थी ! 
लेफिन आत्मवलके सामने पशुवल की कोई पेज न चल पाती थी। 
सत्यानन॒हियों को असहनीय शीतकाल मे ट्रानस्सवाल की सडकके 
फ़िनार कम्पा भे भी रखा गया, कडाके की ठण्डमे ग्रातःकाल 


५ था बा पाक कक 0 आर ६ कमर कद २ अंक के हे अिकनन>० जम »े... ल्‍रनण-«»त मा बम जीअअ अल अल मो लकी कली नम 
जिन. 3७->ननन-नन-न- 3-+०>+>म०-ननक, 


4 उि्ाफबाहप्भीव वात 800 0, 9 344 


ग्र्७ 


युग-पुरुष 


उनसे खुली सड़कों पर सख्त मेहनत भी कराई गई, लेकिन इन 
सब कटष्टोंके घावजद उन्होने अपने आन्दोलन की तीत्रता किसी 
प्रकार कम न होनेदी । - चरन जेसी जेसी सख्तियाँ वढती जाती 
थीं, सत्याग्रह भी उसी तीत्रताके साथ बढता जाता था । जेलके 
नारकीय कष्टोकी मानों सत्याप्रहियोंके सामने कोई अस्तित्व दी 
न था, ओर जेछोंको तपोभूमि समझ कर वे उनमे घुसे ही चले 
जाते थे। सत्याग्रह की इस तीत्रता को देख कर क्रोधित सरकार 
जितना भी उम्र हो सकती थी, होती चली गई ! उसने अब 
सत्याग्रहिियों को ओर अविक तग करनेके लिये उन भयानक 
जेलोकी काल कोठरीमे उन्हे ठू सना शुरू किया जिनमे केवल 
खतरनाक केदियोंको रखा जाता था। इन सर्यंकर जेलोमे डाइप 
क्लूफ कन्विक्ट प्रिजनझा नास सबसे सशहूर था। इस 
जेलमे सत्याग्रहियोको तग करनेके अछावा गालियों' तथा 
कुत्सित व्यवहार द्वारा अपमानित भी किया जाता था। 
सत्याग्रही श्ारीरिक सख्तियोंकी तो सह सकता हें, 
लेकिन आत्माके आधात ओर अपमानकों सहना उसके धमसके 
विरुद्ध है। अतः उक्त जेलके बचन्दियोने. “अपमान! 
के विरोधसे भूख हडताल करनेका निश्चय किया। जघन्य 
पञ्मवछका सामना करनेके लिए आत्मवल पर निर्मर रहनेवाले 
सत्याग्रहीका भूख हडताल या अनशन ही वास्तवमें, सबसे वड़ा- 
आर अन्तिम अख्न हं, जिसके प्रयोगसे वह अत्याचारीके हृदयको 
द्रवित कर सकता है । यह भख हडताल सात दिनों तक चली 

सरकार इस कठोर आत्म-वलछिदानके दृश्यकोी अविक न सह सकी 
आर अन्ततः अनशनके सातवें दिन उसने सत्याम्नहियोंकी मागके 


श्रे८ 


महात्मा गाधी 


सामने सर कूझा दिया तथा उनको इच्छाके अनुसार उन्हें उस 
रारव समान जेलसे बदल भी दिया । निःसन्देह -आत्मगलकी 

एक सारी विजय थी । यहाँ पर हम यह भी इगित कर दे 
कि सत्याग्रहकी अहिसात्मक लड़ाईमें भूख हडतालका यह 
अहिन्सक अझा पहले पहल इसी समय ( नवम्बर १९१० ) प्रयोग 
में ल्ञाया गया था ।'* 


गांधीजी और दूसरा डिपुटेशन-- 


भारतीयोंका सत्याग्रह चल ही रहा था कि इसी समय 
( १९०६ ) अंग्रेज और बोअरोंने यह निम्चय किया कि 
दक्षिण अफ्रीकाके विभिन्न उपनिवेशों को मिलाकर एक 
यूनियन सरकार कायम कर ली जावे । इस ध्वेयसे अत्तः 
बोअरों और अग्नेजोंनि मिलकर केविनेटके पास अपना एक 
डिपुटेशन इग्छेड भेजा । यह डिपुठेशन अपने इषप्ट साधनमे 
सफल हुआ ओर परिणामस्वरूप इगलेडकी पालेमेण्टमे 
यूनियन बिछ पास कर दिया गया। 


यूनियन विलके पास होनेपर गाधीजी ओर उनके साथियोंने 
समझ लिया फि य्रोपियनोंकी यूनियन स्थापित होनेसे उनकी 
दमा अब ओर भी शोचनीय हो जायगी, क्योंकि सभी यूरो- 
पियन एक रुपसे भारतीय विरोधी थे। अतः भारतीयोंने यह 
आवश्यक सममभा कि गांधीजी भी फ़िर भारतवासियोको तरफसे 
एक डिपुठेशन लेकर तुरन्त इग्छेड जाय आर वहाँके जन- 


बन अल पीली लता 3 * लत + अल ++++5 जा अंडे अखिल कजन 5 


3 3080,2., 346 





२३० 


युग-पघुरुप 


सतको भारतीय-पक्षमे जागृत करने तथा टान्सवाल सरकारके 
नेताओं (जनरल स्मट्स ओर बोथा) के साथ 'ऐशियाटिक ऐक्टः 
को तोड़नेकी चचों चछानेका प्रयत्न करें । फलतः इस निम्चयके 
अनुसार गाधीजी ओर सेठ हाजी हवीवब भारतीयोंके प्रश्नको 


लेकर २३ जून १९०९ को इंगलेडके लिए रवाना हो गये । 


इगलेंड जाते समय गांधीजीने दक्षिण अफ्रीकाके भारत- 
बासियोके कष्टाका प्रचार करने ओर भारतके लोकमतको उनके प्रति 
जाग्रत करनेके विचारसे एक डिपुटेशन यहाँ भी भेजा। मि० पोल्ञक 
इस डिपुटेशनके अगुआ थे। मि० पोछकने भारतमे पहुच कर 
बहत ही सुन्दरता ओर योग्यताके साथ दक्षिण अफ्रीकाके 
भारतवासियोंके ठुखोकी कथा यहॉके छोगोको सुनाई। दक्षिण 
अफ्रीकाम रहनेवाले अपने देश भाईयोंकी ठुदंशाकी गाथा सुनकर 
भारतकी जनताका मन स्वभावतः दु!ःख ओर सहानुभूति से भर 
उठा । अतः उन्होंने करुणाद्र हृदयसे यह निश्चय कियाकि वे जहाॉ- 
तक ओर जिस तरह बन पड़ेगा, अपने अफ्रीकाके प्रवासी बंधुओंको 
सहायता पहुंचाकर उनके कटष्टोंकी कम करनेका प्रयत्न 
करेंगे। भारतकी इस जन-चेतना के परिणाससे ही बादमे 
गांधीजीके चुलावे पर उस समयके सवंमान्य भारतके नेतो 
गोखले प्रवासी भारतीयोंकी समस्यासे आन्दोलित होकर दोड़े 
हुए दक्षिण अफ्रीका पहुचे थे। लेकिन इस घटनाका जिक्र आगेके 
लिए छोडकर अब हम पुनः गांधीजी ओर हवीबके डिपुटेशनको 
छोटते हैं | देखना है, भारतीय डिपुटेशनका इगर्लेडमे क्या हआ ९ 

इंगलेंड पहुचते ही गांधीजी आर ह॒वीवने लाडे अम्पतहिल 
(].,070 &77०४गा। ) के जरिये जनरल बोधा से 'ऐशियाटिक- 


गर८४० 


महात्मा गाघधी 
ऐक्ट” को रह करन की चर्ची झुर कर दी । किन्तु जनरल वोथा 


ने ऐक्ट आर रंग भेद को रह करने से साफ इनकार कर दया 
ययपि छोटी सोटी मामों को स्वीका केरन का उसने आश्वासन 


पश्य दिया। बोथाकी भाति स्मद्स का व्यवहार भी भारतीय 


देर करनके वजाय बोअर ओर ब्रिटिश नेताओंने गाधीजी को 
धमकीके साथ यह कहलवाया कि जंसा वे कहते है, उस तरहसे 
वाते स्वीकार कर €, अन्यथा उनकी रकिके अभाव ओर 
न भानने के कुपरिणामों को भी रखें । 

हवीचब माल्दार व्यापारी तपके के पतिनिवि थे । आर यह 
व्यापारी व अमीर तपका ही ट्रान्सवा आवक संख्यामे था। 
अमीर स्वार्थी ओर: उरपाक तो होते ही हे, अतः उनके प्रतिनिधि 
हवीवने वोथाकी वातोंको भयसे यह कर स्वीकार कर लिया कि 
वे अपने वर्ग को ओर अधिक कष्ट टी चाहते 
इसलिये फिलहाल जितना जनरल वोथा देने को प्यार है, उसीसे 
सहुष्ट हो जायेंगे रहा सिद्धान्त, उसके लिये बाद देख लिया 


१६ २४१ 


युग-पुरुष 


का तिरम्कार करते हुए उसके पास यह दरप-युक्त संदेश भेजा 
कि “वे भारतीय जिनेका मै प्रतिनिधित्व करता हूं, निम्चय 
गरीब ओर अल्प संख्यक हैं, तथापि वे प्राणों तक को होम करने 
को तयार है, क्योकि वे सिद्धान्तोंके लिए लड़ रहे हे । हम 
जनरल बोथा की अक्तिसे भी परिचित है, लेकिन हम उससे 
अधिक अपने वचनोंको महत्व देते है ओर इसलिए उनका पाछन 
करनेके हित सभी दुष्परिणामोंके छिए तेयार है हम सत्याग्रही 
संख्यामे भी थोडेसे है, किन्तु आशा करते है कि अपने वलिदानोसे 
हम जनरल वोथाके दिलको पिघला सकेगे ओर उन्हें 'ऐशियाटिक 
ऐक्टः को वदलनेके लिए बाध्य कर सकेगे |” 

पर जनरल बोथाने गाधीजीकी इस चेतावनीसे भरे संदेशको 
तच एक चहकेका म्रल्नापसा समझा, ओर इसलिए उसपर कोई 
ध्यान न दिया। फलछतः गाघधीजी खाली हाथ १३ नवम्बर १९०९ को 
इंगलेडसे दक्षिण अक्रीकाके लिए चछ दिये। इस वापसी यात्राके 
समय सागमे गाधीजीने हिन्द स्वराज! (07% 0776 रेपणेट) 


सामकी एक पुस्तिका लिसी जिसमे उन्होंने सत्याग्रह” ओर 
अहिसाः के सबंध अपने स्पष्ठ विचार आर धारणाएँ व्यक्तिफी 
हैं। इस पस्तिकाकों लिखनेकी प्रेरणा गाधीजीको इंगलेडसे 
रहनेवाले उन भारतीय नवयुवक क्रान्तिकारियोसे मिली जो 
(हिंसा? को अपना आदर्श समकते व सानते थे। उनके इस 
अ्रमपूर्ण आदश ओर घातक हिंसा पद्वतिकी गांधीजीने हिन्द 
स्वराज'में खुलकर विवेचनाकी है और स्पष्ट रूपसे इसपर जोर 
दिया है कि “भारतका हित हिंसासे नहीं, प्रेमके मार्गसे ही 


अननन->न्‍>>+>नन+>म>«+भ. अननलनननननत 4 न नलजलननिनर न कक न नननन नल ननननानिनननननन न" 


. ॥90 99. 350-55. 


श्र 


है. 





महात्मा गांधी 


समभव हें? अथीत- भारतका हित मारनेसे नहा, मरनमे है । 
अत-हिन्द स्व॒राजमे 'पशुवछ'का आत्मवछःसे सासना करनेका 
उपदेश दिया गया है आर 'पशुत्वःकी धात्रि चततेमान भोतिकवादी 
सभ्यताकी कडी आलोचना की गई है ।* 


दाल्सटाय फामकी स्थापना--- 


गावीजी विलायतसे खाली हाथ छोटे थे | उनकी मार्गोको 
छुकरा दिया गया था ! अतः उन्होंने छोदने पर अब सत्याग्रहको 
ओर मजबूती ओर इढताके साथ तव तक चलाते रहनेका निठ- 
चय किया जब तक कि सरकार भारतीयोंकी सही मागोको पूरी 
तरहसे स्वीकार न कर लेवे | 


किन्तु अनिश्चित काल तक सत्याग्रहकोी चढानेके लिए 
गांधीजीके सामने दो अश्न थे--एक तो रुपयेका ओर दूसरा उससे 
भी अधिक सच्ची सत्याग्रह्दी सेना तेयार करनका जो सफलता- 
पूर्वक मजबूत ओर पशुबलमे प्रव दक्षिण अफ्रीकाकी यूनियन 
सरकारसे उस समय तक छड॒ती रह सके जब तक कि उसे अपन 
इष्टकी श्राप्ति नहीं हो जाती ! लेकिन मोर्चे पर छड़न वाले इन 
सत्याग्रही सनिकोके वाल्-चच्चा आर स्त्रियाके रक्षण तथा भरण 
पोषणका भी प्रठ्न गावीजीके सामने था ! क्योकि सत्याग्रहियोक 
लडाईमे बे होने आर पकड़ लिये ज्ञान पर उनके कुट्ठस्वॉकी 
देख-रेख उनके सनापतिकों दी करनी थी ! ओर इस द्ेख-रेख 
का स्पष्ठ अर्थ था--यथेष्ट रुपया ! 
4--मत्गते 5एश3] 05.४, ५ 0शाती॥ओ, ९४०६ शा 2 
97९58, /0॥776047930, एए जरेए-»#एा 


र्श३ 


युग- पुरुष 


पर भाग्यवश गांधीजीको रुपयेक लिए अधिक चिन्ता न 
उठानी पडी, क्योकि दक्षिण अफ्रीका पहुचते ही उन्हे तार द्वारा 
यह सूचना मिली कि रतनजी जमशेदजी टाटाने सत्याग्रह फंड 
के लिए २५,००० रुपये दान दिये हे ! अतः इस रुपयेको पाकर 
सत्याग्रहियोंक कुट्ुम्वकी व्यवस्था करनक लिये गांधीजीने तुरन्त 
अब एक आश्रम कायम करनेका निगम्चय किया ! उनके इस 
तिएचयको साह्म कर उनके जमेन मित्र क़छन बकने स्वत 
३० मई १९१०को १,१०० एकड़ जमीन मोल लेकर उसे निःशुल्क 
उन्हे (गाधीजी ) सत्याग्रहियोके लिए आश्रम वनानेको दे 
दिया ! कछन बककी यह जमीन जोहान्सवर्गंसे २० मीछ पडती 
थी। इस इच्छित दानको पाकर गांधीजीने जल्दी ही उसमे 
“टॉल्सटाय फार्म” नामसे अपना आयोजित आश्रम स्थापित कर 
दिया, ओर इस प्रकार भावी सत्याग्रहियोक कुट्ुम्वियोके प्रश्रयकी 


समस्या हल कर डाली 


इस आश्रममे गावीजी की योजना पर स्त्री ओर पुरुपोंके 
रहनेके लिए अलग-अलग मकान बनाये गये । आश्रमके जीवनसे 
सादगी ओर स्वावरूम्वन पर विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि 
गावी सत्याग्रहियोकों उन अमीरोके घन पर कोहना ठेके नहीं 
देखता चाहते थे जो अब स्वार्थमे पड़कर सत्याग्रह संग्रामसे 
खिसके जा रहे थे । अतः वे अपने प्रत्येक सत्याग्रही सनिकको 
निज आत्मवल पर निर्भकिताके साथ अवस्थित देखनेकी आकाज्षा 
रखते थे। इसीलिए गाधीजीतने प्राचीन आये ऋपषियोंके तपा-- 
श्रमाकी तरह स्वावलूम्ब, चारित्रिक विमछता ओर सरलताको 
अपने आश्रसके आधार स्तम्भ बनाये । फलतः आश्रमसे जीवन- 


२४४ 


महात्मा गाधी 


व्यापारके अत्येक काये आश्रम वासियोको खुद करने पढ़ते थे ॥ 
दसरेसे अपना काम लेना आश्रमके नियमके विपरीत था। 
आश्रममे पुरुषोंकी भांति श्ली आर वच्चोको भी अपनी- 
अपनी शक्तिके अनुसार काम करना अनिवाय था। आश्रममे 
खाना पकानेका कार्य श्लियाँ ही करती थी। इस कार्यमे 
गांधीजी स्वयं भी ख्रियोका हाथ बेंटाते थे। खाना व भोजन 
स्वादके लिए नहीं वनता था। स्वास्थका ध्यान रखते हुए उनका 
भोजन बहुत ही सादा, स्वच्छु ओर साधारण हुआ करता था| 


आश्रममे रहनेके सकान भी आश्रमवासियोका स्वय अपने 
हाथ और परिश्रमसे तेयार करने पडते थे। आश्रमचासो खुली 
जमीनमे किसानोंकी भाँति काश्त भी करत ओर फल-फूछ वा 
तरकारो उगाया करते थे। घरेलु उद्योग-घन्वों का भी आश्रममे 
खयाल रखा जाता था। अपने जरूरतकी प्रत्येक वस्तु जहाँ 
तक हो सके, उन्हें स्वय तयार करनी पढ़ती थी । अपने लिए 
चप्पछे त्तक गांधीजी आर उनके साथी आश्रमवासी स्वय 
अपने हार्थोसे तयार किया करते थे। इसी प्रकार घरकी अन्य 
आवश्यक सामग्रियों जैसे तिपाई आर सन्दूक आदि भीचे 
स्वय ही तथार किया करते थे। कोई काय आश्रमका ऐसा न था 
जिसे आश्रमवासी सत्याग्रही दसर पर छोड देते हो। पाखाना 
तक वे अपना आप ही साफ किया करते थे। निःसन्देह गावीजी 
ने आश्रमके जीवनसे परावलूम्बताफ़ों बिलकुल निष्कासित कर 
रखा था। आहलूस्य, निड्चेष्टता ओर दूसरेके ऊपर भोग करनेकी 
कुप्रवृतियोंके लिए आश्रमके पट कतई बन्द कर दिये गये थे। 
गआश्रमके वासियों पर इन कठोर किन्तु सुन्दर नियमोंका 


श्ष्ज 


युग-पुरुष 


परिणाम भी अपेक्षित रूपसे सुन्दर हुआ । स्वावढछम्ब और 
परिश्रम करनेकी शिक्षा ओर अभ्यासने निःसन्देह उन लोगोको 


आप 


भी जो ग्रारम्भमें कमजार ओर आहछसीसे थे शक्तिशाली ओर 


सचेष्ठ बना विया। फछतः आश्रमके सभी रहनेवाले सत्याग्रही 
अपनेको शक्तिसे पूरा ्रतीत करने लगे ।* 

आश्रमवासी सत्याग्रहियोंके बच्चोंको पढानेकी भी गाधीजीने 
आश्रममे व्यवस्था कर रखी थी । इसके लिए उन्होंने अपने 
जर्मत मित्र केलनवकके सहयोगसे एक बच्चोंकी पाठशाला कायम 
कर दी थी। आश्रममे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई ओर पारसी सभी 
प्रकारके छोग जिस तरह एक संग रहते थे, उसी प्रकार स्कूलमे भी 
सबके बच्चे विना किसी भेट भावके एक संग पढ़ा करते थे । 
चच्चोसे जाति-भेदका कोई कुरोग पंदा न हो सके, इसके लिए 
गाघीजी सव्वेादा इस वातका विशेष ध्यान रखते थे कि स्कूलके 
सभी बच्चे एक दूसरेके निकटतस सम्पर्कम रहा करे | इस बातकी 
भी पूरा चेट्टाकी जाती थी कि वच्चोंसे पारस्परिक श्रम और सबे- 
जातीय सेवाका भाव पढा हो। स्कूलसे चच्चोंसे भजन ओर 
प्राथनाएँ सी कराई जाती थीं। छडकिया छड़कोंके संग ही 
एकसाथ पढा करती थीं! छड़के छडकियोंकी परस्पर मिलने- 
जुलनेमे प्रारम्भमे कोई प्रतिवन्‍्ध न रखा गया था | लेकिन पीछे 
चलकर गाधीजीकी यह अनुभव हुआ कि लड़के ओर छडकियॉका 
एक संग सिलकर पढना ओर स्वच्छन्दपरुसे मिलना जुलना अच्छा 
नही हे, क्योंकि इससे घरित्र गिर्नेका डर रहता हे। अतः 
बाठमे लडकियोंके लिए अछूग स्कूलकी व्यवस्था कर दी गई । 

| ॥070, 99 377-374 

2 $2एब274१9 ॥) 507 29770, 97 363, 


ग्टट६्‌ 


महात्मा माधी 


आश्रम के जीवनमे, चरित्रको शुद्ध आर निर्मेल वनानेके लिए 
दगीको पूरी, तरहसे अपना दिया गया। आश्रमके सारे 
निवासी अपनेकी गरीब मजद्रर ओर जनसेवकसे वढकर न 
सममभते थे | इस आदर्शके अनुकूछ उन्होने अपनी पोशाक भी 
बदछ डाली थी । बसे आम तोरसे पहिले सभी सत्याग्रही यूरो 
पियन पोशाक पहिना करते थे, किन्तु अब वे “मजदूरो?की मामूली 
पोशाकसे ही अपना कास चलाने लगे । 
इस प्रकार आश्रमका जीवन साढगीसे पूर्ण ओर रागद्भे 
रहित था! विभिन्न जातिके होते हुए भी आश्रमबासी सब एक 
सन आर प्राण होकर रहते थे। धरमके नाम पर हिन्द या 
पुमलूमानोंम आआाश्रसमे कभी दगा-फिसाद सुननेसे भी न आता 
था। सबसे आपसी मेल था, प्रेम था, आर सहयोग ! सब 
मेहनतके मधुर फछको खाते आर खुश तथा स्वस्थ रहते थे ! 
शारीरिक आर मानसिक एव धार्मिक व्यावियोंसे आश्रमवासी 
सब प्रकारसे मुक्त थे। सब अपनेकों आश्रममे वस्तुतः एक ही 
कुटुम्ध वा परिवारका महसूस करते थे! । 
सन्देह सत्याग्रहियोंका आश्रम 'टॉल्सक्गय फाम? एक पुण्य 
केन्द्र या। कोई इस केन्द्रसे जेकी यात्राके लिए जाता तो कोई 
जेलसे मुक्त होकर झहॉ विश्राम पानेके लिए छोटता--5स कऋमसे 
सत्याग्रही फामंसे नित्य आते आर जाते ही रहते थे ।* 
सत्याग्रहियोके इस मेहनत, मजदूरी आर प्रम भरे जीवनका 
वहॉकी भारतीय जनता पर भी बहुत सन्दर प्रभाव पहा' चारि- 


4 फ्राव एछ 39 
2. फऐते 97 305-389 
7४७५ 


युग-पुरुष 


त्रिक विशुद्धता ओर सेवात्रती होनेसे सत्याग्रही छोगोकी सच्ची 

हानुभूति ओर विश्वासके पात्र बन गये। निःसन्देह यह इस 
सहानुभूति ओर विश्वासका ही परिणाम था कि १९१शमे 
गाधीजीके जोर शोरसे सत्याग्रह संग्राम छेड़ने पर जनताने उनको 
पूरा पूरा सहयोग दिया। इस प्रकार टाह्सटाय फार्म गाधी 
जीके नेतृत्वमे दक्षिण अफ्रीकाके अन्तिम सत्याग्रह युद्धकी तेयारी 
एवं सचालनका एक जबद्स्त केन्द्र सावित हुआ ।* 

गाधीजीके आश्रम ओर उनके टान्सवालके कार्थोकी प्रशंसा 

से ७ सितम्बर १९१०के एक पत्रमें टॉल्सटायन गाधीजीको छिखा 
था-ट्रान्सवालका, जिसे हम यहाँ दुनियॉके किसी द्रस्थ छोरपर 
स्थित समभते है, तुम्हारा कार्य बहुत ही जरूरी हे ओर ससार 
में होने वाले आजके सम्पूर्ण कायोमि सबसे अधिक प्रमुखता 
रखता है ।? 

यनियन सरकारका सूझा समझोता--- 


गाधीजीके टान्सवालके सत्यग्रह युद्धेके कारण भारतसे भी 
काफी हलचल पदा हो गई थी। गाधीजी ओर उनके यूरोपियन 
मित्रों ( श्री पोलक और रिच ) आदिके पयत्तोंसि भारतका छांक- 
मत दक्तिण अफ्रीकाके प्रहनके प्रति काफी जाग्रत भी हो गया 
था। इस जागृतिके परिणामसे ही २५ फरवरी १९१० को 
गोखलेने भारतकी व्यवस्थापिका सभामें जब इस आशयका 


-..] ठबवीआ।, ग$ धर #याते एठपॉप, 209॥5॥6व, 
3007029, 
2 0० 944 छ9 242-3 
२४2८ 


महात्मा गांधी 


एक अस्ताव पेश कियाकि नेटाठको अतिक्षावद्ध मजदूरा? 
( ॥0067077८0 |४0०0०0४ ) का भेजना रोक दिया जाय, तो, 
वह सरलतासे स्वीकृत कर लिया गया। 


लेकिन भारतकी नेतिक सहानुभूतिसे ही सतुष्ट न होकर 
गांधीजीकी उत्कट इच्छा हुईकि भारतका कोई नेता ओर विशेषकर 
गोखले इस समय दक्तिण अफ्रीका आबे ओर वहॉकी सही हालत 
का पत्यक्ष अनुभव करनेके वाद, तव जो मदद उनसे प्रवासी 
भारतीयोंकी बन सके करे । अत इस विचारके मनमे आते ही 
गाधीजीने गोखलछेको तार द्वारा वहाँ आनेका निमंत्रण भेजा । 
गोखले तत्काठीन भारतके यद्यपि सर्वमान्य ओर चहुत 
बड़े नेता थे, लेकिन गाधी जेसे प्रिय वन्धुका निमत्रण वे किसी 
प्रकार टाल न सकते थे | इसलिए निमंत्रण पाते ही वे दक्तिण 
अफ्रीकाके लिए रवाना हो गये । २१० अक्तृबरको गोखले 
केपटाउन से पहुचे आर वहाँ से फिर तुरन्त सत्याग्रहके मध्यस्थान 
जोहान्सवर्गकों चले आये | माग्गमे दक्षिण अफ्रीकाके 
भारतीयोंने स्थान-स्थानपर अपनी मात्भूमिके इस महान्‌ 
नेताका स्वेत्र ही खूब शानदार ओर राजकीय स्वागत किया। 

जोहान्सब्गके बाद गोखले नेटाल गये ओर बहॉसे फिर वे 
सरकारके निमन्त्रण पर ग्रिटोरिया चले आये। प्रिटोरियामे 
गोखले यूनियन सरकारके मेहमानके रुपमे ट्रान्सवाल होटलमे 
ठहराये गये | गोखले यहाँ सत्याग्रहियों ओर यन्ियन सरकारके 
बीच समभोता करानेके उद्देशसे आये थे । इसलिए पहले गाधी- 
जीसे भारतीयोके प्रश्नको अच्छी प्रकार समझ बृम लेनेके वाद 
हो वे सरकारके प्रतिनिधि जनरल चोथा आदिसे मिले | लेकिन 


२८५ 


युग-पुरुष 


चालाक यूनियन सरकारने अन्तरोष्ट्रीय स्थिति ओर भारतऊे 
संबंधको खराव न होने देनेके भयसे भारतीय, नेतासे सहजही 
समझोता कर छिया! जनरल वबोथाने गोखलेसे यह वायदा 
करनेमे कोई हिचक न दिखलाई कि दूसरे ही वर्ष खूनी कानून 
रह कर दिया जायगा, रंग भेद था वश भेदको मिटा दिया 
जायगा ओर ३ पोडका मजदूरों पर का सालाना कर वंन्द 
कर दिया जावेगा ! ४ 
इस प्रकार सारे मासलेको अनपेक्षित रूपसे ते हुआ देखकर 

गोखल सचमुच प्रसन्नतासे खिल उठे। उन्‍हें वस्तुतः ऐसी आशा 
न थी, ओर यही उनकी खुशीका भी कारण था । उन्हे अब अपना 
दक्षिण अफ्रीका आना बहुत साथक प्रतीत हुआ । इस सममातेसे 
सबसे बडी खुशी तो उन्हें. हें इस बात की थी कि इससे गांधीका 
दक्षिण अफ्रीका का कार्य अब समाप्त हो जायगा, ओर वे उन 
जल्दी ही महासभाके कायके लिए भारत बुछा सकेगे। इसीलिये 
जनरल वोथा आदिसे भेट करनेके बाद वे जब गाधीजीस 
सिले तो उनसे उन्होंने यही कहा कि “उन्हें (गाथी ) अब एक 

बपके भीतर भारतकों छोट आना चाहिए । सभी बाते ते 
हो गई है ।” किन्तु सीबे ओर सच्चे मागे पर चलनेवाले भारतीय 
नताको तब यह मालूम न हो सका कि गोरी राजनीति ठेढी 
आर बाकी गतिसे भी चला करती हे, आर यूरोपियन राजनी 
तिन्लोंकी कथनी ओर करनीमे वहुत अन्तर रहा करता है। 
गोखलेको यह बादमस भारत लोटकर ही मालम हो सका, यद्यपि 
गावीजीको जो अब गोरी राजनीतिसे काफी परिचित हो चुके थे 
तभी इस समभोतेकी सच्चाई पर सन्देह हो गया था।" किन्तु 


4 छाए 872॥4 77 50घ7) 8६7८४, 07 , 407-408 
२४० 


महात्मा गाधी 


उक्त समभातेके हो जाने पर विव्वासी गोखछे भारतीयोके प्रति 


निश्चित होकर, १७ नवम्बर सन्‌ १९१२ को दक्षिण अफ्रीकासे 
भारतको लोट आये । 


गोखलेके छाट जानेके पश्चात जेसा कि गाधीजी सन्देह 
कर रहे थे, यनियन सरकारने भारतीय नेताकों दिये अपने 
चचनोंकों सहसा भुछा दिया | जनरल स्मटसने निल्‍्छजता पूवक 
समभात की एक भी अत साननेसे इनकार कर दिया । भजदूरासे 
लिए जानेवाले ३ पोडके टक्सके वारेमे उसने कपटपू्ण लाचारी 
प्रकट करते हुए व्यवस्थापिका सभामे यह घोषित किया कि 
चूँकि नेंटालके यरोपियनोंकी राय उक्त टक्‍्सको हटानेकी नहीं 
है, इसलिए यूनियन सरकार ऐसे टक्सको रद नहीं कर सकती । 
अन्य कानूनोंके बारेसे भी उसने-इसी प्रकारकी दल्लीले पेशकर 
उन्हें हटानेसे इनकार कर दिया। किन्तु भारतीय अच्छी 
तरहसे समभझ रहे थे कि स्मट्सकी यह सव चालबाजी है, 
प्रतारणा हू, आर विशुद्ध घोखा ! 


प्रतारणुका फल आर सदाग्रहका विस्तार--- 


परन्तु स्मठ्सकी इस प्रवारणा ओर घोखेका परिणाम यूनि- 
चयन सरकारके लिये ही आगे चछकर हानिकारक साबित हआ 
ओर भारतीयोको उस (ग्रतारणा ) से फायदा ही पहचा। 
स्मरण रहे कि गोखलेके साथ हुए सममोतेसे यह शर्त शामिल 
थी कि मजदूरासे सालाना ३ पाडका जो कर लिया जाता 
है, वह हटा दिया जायगा! यह टेक्स मजदरोंसे १८९५ 
से ही लिया जाता था | परन्तु अव तक उसे किसी तरह 'सत्या- 


२०१ 


युग-पुरुष 


अहः के कारणोमे शासिल न किया गया था! किन्तु धोखेसे ही 
सही, जब एक वार सरकारने' इस टेकक्‍्सकों हटानेका वचन दे 
डाछा ओर फिर अपने उस दिये बचनसे पीछे हट गये, तो 
गाधीजी ओर सत्याग्रह कमिटीने सरकारके इस वचन भगके 
लिए 'टक्‍सः? का मामछा भी सत्याग्रहमे शामिलकर दिया। 
परिणामतः सत्याग्रह युद्धणा एक ओर कारण पेदा होनेसे सत्या- 
अहका क्षेत्र भी व्यापक हो चला। क्योकि वह मजदूर वर्ग), 
जो अवतक सत्याग्रहमे शामिल न हो सका था, ३ पोडके करके 
खिलाफ “जिहाद? छड़नेके लिए सत्याग्रह आन्दोलन? मे कूदनेको 
आमन्रित कर दिया गया ! सरकारकी 'चालवाजीने इस प्रकार 
सजदूरवगमे भी गोरी दुर्नीतिके विरुद्ध म्रतिरोधकी भावना ओर 
शक्ति उत्पन्न कर दी । 
यूनियन सरकारके इस धोखेकी सूचना गाधीजीने गोखलेको 
भी भसिजवाई, लेकिन साथ ही यह भी कहला दिया किवे 
अफ्रीकाके भारतीयोंके प्रति इससे चिन्तित व व्यग्र न हों ! गाधी- 
जीने उन्हे दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोकी तरफसे यह विश्वास- 
पूण आग्वासन दिया -कि “हस आखिरी दम तक प्राणोंकी बाजी 
लगाकर ट्रान्सवाल सरकारसे टक्‍सको रह कराकर ही छोड़ेंगे !?* 
गाधीजीसे यूनियन सरकारकी प्रतवारणका समाचार पाकर 
गोखलेका ठुखी होना स्वाभाविक ही था । उन्हें अब मालूम हुआ 
कि गोरी राजनीति कितनी भ्ूूटी, बाकी ओर मायावी होती 
हूं। अफ्रीकासे वे यही समझकर छाटे थे कि जो सममोता वे 
कर आये है, उससे वहॉकी स्थितिके सुधरनेमे अब कोई देर वा 


4 फात # 446, 





रणर 


महात्मा गाधी 


ममट न होगी। इसलिए उनको आशा हो गई थी कि वहाके 
सघर्पसि मुक्ति पाकर उनके ग्रिय-वन्धु और योग्य शिष्य गाघी 
भारतकी सेवाके छिए जल्दी ही माठ्भूमिको लोट आवेगे। किन्ठु 
गोरी प्रतारणने उनके इस स्वप्नको भग कर डाला था अतः 
आशाके इस प्रकार दृट जानेसे गोखलेका हृदय प्रकरतितः व्यथित 
हो उठा! इस व्यथाके अछावा उनका हृदय यह सोचकर ओर भी 
आम्रकित होने छगा कि दक्षिण अफ्रीकाके मुद्ठी भर भारतीय 
किस प्रकार ओर कब तक उद्धत यूनियन सरकारके पशुबलका 
सामना कर सकेंगे!” यूनियन सरकारके अपार पशुबलछकी 
कल्पनास गोंखलेका सन्नस्त होना ठीक ही था, क्योंकि पशुबलके 
ऊपर सत्यात्रह आर आत्मवलिदानकी प्रगल्भता आर श्रेष्ठता 
अभी अत्यक्ष होनेको वाकी थी ! 


4. ॥90 9. 447. 


शा 
श्र 
१४४ 


.... सफल संग्राम 
; अध्याय १२ 
फोनिक्स--- 


सत्याग्रह के लिये अब जोरो से तैयारिया प्रारम्भ करदी 
गई थीं। पहल सत्याग्रह का केन्द्र 'टॉल्सटाय फास? था, लेकिन 
३ पोडके टक्स को सत्याग्रहके कारणोमे ले लेनेसे, अब नैटालका 
सजदूर चर्ग भी सत्याग्रहसे शामिल कर छिया गया था, 
इसलिए उनकी सुभीताके हेतु गांधी जी ने उक्त फाम॑ को बन्द 
कर, नेटाल स्थित 'फोनिक्स”के आश्रम को अब सत्याग्रह का 
केन्द्र वला दिया! इस केन्द्र-परिवतनसे निसंदेह सज- 
दूरोके साथ सम्पक स्थापित करने ओर सत्याग्रहके सचालनमे 
बहुत सुगमता हुई । टॉल्सटाय फा्सके वन्‍्द किये जानेसे उसके 
रहने वालोको भी कोई विशेष कष्ट न हुआ, क्योकि वे सव 
विशेषतया मूलतः नेटालके ही रहने वाले थे ओर .राजनैतिक 
झगडोंके समाप्त हो जाने पर उन्हें लोटकर नेटालको ही 
आजाना था ! 


सत्याग्रहका एक ओर कारणु--- 
सत्याग्रहकी तयारिया रही थीं कि इसी बीच गोरी 
सरकारके अद्भुत न्‍न्यायक्ी कृपासे सत्याग्रहका एक ओर कारण 


आ उपस्थित हुआ । १४ मार्च १६१३ को 'केप सुपरीम कोटन 
२५४ 


महात्मा गाधी 


यह फेसला दियाकि वे तमाम शादियोँ, जो ईसाई धर्मोाहुसार 
नहीं हुई ओर रजिस्टार ( र८४508४ ० ४४77928८8 ) के 
द्वारा रजिप्ट नहीकी गई है--दक्षिण अफ्रीकाके कानूनके अनुसार 
बेध न समझी जायगी। इस फंसलेके परिणामसे स्वभावत:, दचिण 
अफ्रीकाम हिन्दु-मुसछमान आर जोराष्टर आदि धर्सेके अनुसार 
हुई शादियों एकदम अवध करार दे दी गई । फलतः दक्षिण 
अफ्रीकाकी सभी विवाहित भारतीय हिन्दू-मुस्लिम वा पारसी 
स्लियोंक्रा 'पत्निःका दजी ही रद हो चछा ओर वे 'रखेलियों की 
स्थितिसे बढछ दी गई' । अत्तः इस प्रकार स्थितिके वटल जानेसे 
इन स्वियो की सन्‍्ताने भी अवेध हो गई, आर इसलिए 
उनका अपने पिताओकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार न रह 
गया ! गोरे न्‍्यायकी इस विभीषिकाकी देखकर 
भारतीय ख्री ओर पुरुष अवाकू्‌ रह गये ! छूकिन डनके हृदयो 
पर यह वात पूरी तरहसे गढ गई कि यह कानून वास्तवमे 
उनका मान सर्दनके लिए ही बनाया गया है! तो क्या वे ऐसा 
होने देगे ? इस स्यालके मम्तिप्कमे रंगते ही सारे दक्षिण 
अफ्रीकाझे भारतीय क्‍या हिन्द आर क्‍या मसलमान वा 
पारसी रोप आर आक्रोपसे प्रदीप्त हो उठे! निःसन्देह, 
भारतीय ललनाओं का गोरी सरकारने निलेज्जतापृ्व कर असह: 
नीय अपमान किया था, अत्तः इसके ग्रतिकारके लिए सारतीय 

पुरुष मरमिटनेके लिए उतावला हो चछा ! सचमुच अपमान 
ओर अनीतिकी यह स्थित्ती भारतीयोंके लिए असहनीय थी 

आर उसके प्रतिकारके लिए कुछ भी करनेको उनका वेचेंन हो 
उठना स्वाभाविक था ! 


रण, 


 य्ुग-पुरुष 


इस वेचेनीकी स्थितीमे यदि गांधीजी जेसा नेता 
भसारतीयोंके सिर पर न होता तो 'सभव था, वे उतावलेपन 
ओर रोषमे आकर कुछ ऐसा कर .बेठते जो उन्हींके 
लिए अहितकर हो सकता था ! उतावलरूपन, रोप ओर जलल्‍्दी- 
वाजीमे काम विगड़ते ही है, सुधरा नहीं करते | अतः शांव-चित्त 
ओर ग्रक्नत पुरुष गांधीने भारतीयोको ,शांत कर वेधानिक मार्ग 
लिया | उक्त कानूनके सवधमे उन्होंने पहले यूनियन सरकारकों 
एक विरोध पत्र भेजा | लेकिन सघर्पप्रिय निरकुश गोरीशाहीने 
इस पत्रकों ठुकराकर उद्दडतापूवंक कुछ भी करने ओर सुननेसे 
मुह मोड दिया | गाधीजीको मालूम हो गया कि सरकारका यह 
रुख विना नेतिज ओर आत्मिक दवावके ठीक नहीं किया जा 
सकता, ओर इसछिए उन्हें अब 'स्रियोंके अधिकारकी रक्षाके 
लिए “सत्याग्रहः?का श्र हाथमे ले छेना चाहिये | फलछतः गाधीके 
निर्देश पर सत्याग्रह मडर'ने स्त्रियोंक अपमानके प्रतिकारके 
लिए भीपणसे भसीपण 'सत्यसंग्राम” या सत्याग्रह करनेका भी 
निश्चय कर डाला ! वीर सत्याग्राहियोने यहा तक निश्चिय कर 
लिया कि वे स्त्रियोंकी प्रतिष्ठामे अपने प्राण तक दे डालेगे, ओर 
उस अपमान जनक कानूनकों मिटाकर ही दस लेगे। * 


इस प्रकार मजदूरोंके अलावा स्त्रियॉंको लेकर सत्याग्रह 
का एक आर कारण पंदा हो जानेके स्वाभाविक परिणामस्वरूप, 
रू हा 
सत्याग्रहका क्षेत्र और भी विस्तृत तथा व्यापक हो गया ! 





३ 5$9ए०६27श2023 79 5000 /2397८9, 07. 420-42 
र्णद 


मरत्मा गावी 
झ्त्रिया सआ्लजाम म--- 


उपरोक्त घटनासे पूत स्त्रियोंकी सत्याग्रह संग्राम शामिल 
होने दिया गया था ! लेकिन जब गोरीशाही ने सीचे उनके 
मान ओर ग्रतिश पर ही प्रहार कर दिया, तो उसके ग्रतिकारके 
लिए गाधीजी ओर सत्याग्रह मंडल ने स्त्रियोक्ों भी सत्याग्रहकी 
लड़ाई में भाग लेनेंक लिए खुली आज्ञा द ढी। बस्लियाँ इस 
आह्वानकोी पाकर खुश हो उटीं ! पुरुषा की तरह इस अन्याय 
के विरुद्ध वे भी प्रतिकारकी भावनासे उत्तेज़त हो रही थीं! 
पर यह सब होते हए भी गाधीजी पहले यह जान लेना चाहत्ते 
थे कि स्रियोंकी ये भावनाये जोशके क्षणिक उबाल पर तो नहीं 
आश्रित हैँ | क्‍योंकि माधीजी हमेशा इस वात पर ध्यान देते 
आये ह कि हमार जो भी कार्य हों, वे अस्थायी भावुकता पर 
नहीं, हृदयके दृढ विश्वास पर आश्रित होने चाहिये! अतः 
स्त्रियोक सबवमे इस वात की थाह लेनेके लिए वे स्थय उनसे 
जाकर मिले ओर स्पष्टपरुसे उन्हें जेलठकी भीपण यातनाओ ओर 
परशानियासे अवगत कराकर खूब सोच समझ लेनेके वाद ही 
सम्राम! में कृटनकी सलाह ढी। लेकिन जेलके भयकर 
चित्र उपस्थित किग्रे जाने पर भी स्त्रियोंके उत्साहम कोई शिथि- 
लता या कम्पन न पेदा हो सकी। निःसन्देह भारतीय वीर 
ललनाओंका इतिहास अपनी प्रतिष्ठा और मर्चादाकी रक्षाक लिए 
क्िप्रे गये छोमहरपक बलिद्यनोंसे परिपूर्ण हे। भारतीय नारी 
अपने मान आर शानकी रक्षामे कमी पीछे नहीं हटी है ? उसके 
जहर! की खूनी ओर रगीन कहानियां, उसके त्याग ओर बलिदान 
दोनोंकी अमिट ओर अमर निशानियां दे ] अतः किसी भी प्रकार 


का >णछ 


् 


युग-छुरुप 


का भय-प्रव्शेन या जेलकी यातनाओँका बणन दक्षिण अफ्रीका 
की भारतीय नारियोंक्रे लिए अपनी ग्रतिष्ठाके सामने तुच्छ ओर 
नगण्य सा लगा ! इसछिए गांधीजीकी शकाओंको शात्त करते हुए 
उन्होंने समेत रवरसे निर्भाकता पूर्वक सह सत्याग्रह सम्राम! सें 
कूदने की घोषणा करदी ! 


संग्राम प्ररस्भ-- 


स्त्रियोकी इस घोषणा के साथ सत्याग्रह संग्राम प्रारम्भ कर 
दिया गया | इस सम्रामसे भ्राग लेनेवाी अविकत्तर स्त्रिया 
तामिल थीं | स्त्रियोंका सत्याग्रह परवानोंके अवज्ञा आन्दोलनक 
ही रूपमे शुरू किया गया! अतः नेटाछके सत्याग्रहियोकी 
भांति स्त्री-सत्याग्रहियोने भी विना परवानेक नेटालसे द[न्सवाल 
में घुसनेका ऐलान कर दिया ! इस ऐलान था घोपणाक अज्ठुसार 
११ सत्याग्रहणियोंका एक जत्था विना परवानाक दान्‍्सवाढूकी 
सीमाओंम प्रवेश भी कर गया! पर सत्याग्रहक॑ इस रुपको 
देखकर सरकार उत्तेजित होनेके बजाय, ठिठक सी गई ! स्त्रियोस 
झगडा मोल लेना उसे प्रत्यक्षत: मंझ्ट मोल लेनेक समान प्रतीत 
हुआ ! फछत, सरकारने इन वरिना परवानक घुसनेवाली स्त्रियोके 
प्रति निष्करियता ओर उदासीनताकी नीति - वरतनेम ही अपना 
कल्याण समझा | 


सत्याग्रहिणियॉन जब सरकारको परवानोंके वारेसे अन्यम- 
नसक देखा तो उन्होंने भी अब दसरा पतरा वदला | उनका लक्ष 
ही इस समय सरकारको उत्तेजित कर सत्याग्रहके मंदानमे खींच 
लाना था । अतः प्लियाने परवानोंके टन्दको छोडकर 


«02३२ 
५५8 पड 


महात्मा गावी 


सरकारके कामूनके विरुद्ध व्यापारका लाइसेन्स ( प्रमाणपत्र ) 
प्राप्त किये बिना फेरी लगाकर, साल वेचना शुरू कर दिया। 
लेकिन अवज्ञा पर अचबता होते देखकर भी सरकार अपनी 
तलवारको म्यानसे न निकाल सकी। सरकार जानती थी कि 
यदि उसने स्लियों पर वार किया,तो उससे दक्षिण अफ्रीकाम ही 
नहीं, भारतमे भी हड़कमंप मच उठेगा । सरकार अपनी 
अनतिकताको भी खूब समकती थी ओर मन ही मन यह महसूस 
करती थी कि इस सत्याग्रहके छिए उनका अन्यायी कानून ही 
जिम्मेदार हे, न कि उसमे भाग छेने वाली स्त्रिया। अतः इन्दीं 
सब कारणोंसे सरकार कमजोर प्रड रही थी ओर स्त्रियों पर 
कानूनका आघात करने तथा उन्हें जेल भेजनेसे हिचकिचा रही 
थी। उसकी साफ इच्छा थी कि स्त्रियोंसे जहॉतक हो सके 
बचकर ही चछा जाय | ' 


सरकारकी इस उदासीनताकी नीतिको देखकर सत्याग्रहके 
सनापतति गावीजीको भी चिन्ता होने छगी। उन्हें भय हुआ 
कि यदि सरकार ब्लियोके सत्याग्रहके प्रति इसी पत्रकार अन्यस- 
नस्क वनी रही तो यह सत्याग्रह ही ठप हो जायगा। अतः 
सेनापति गाधी भी अव'नवीन युक्तिसे काम लेनेकी सोचने लगे । 
इस अभिमायसे वे तुरन्त फोनिक्स पहुँचे आर निश्वय किया कि 
वहासे सरकारको बिना सालम कराये चुपचाप सत्याग्रहिणियोंकी 
एक आर सनिक टुक्‍्डी ट्रान्सवालकी सीमाका अतिक्रमण करनेके 
लिए भेज दी जाय । 


इस निमश्चवयपर पहुचकर गाधीजीने अपना यह इरादा तत्काल 
फोनिक्सके आश्रमवासी स्लरी ओर पुरुषोंके सामने छा रखा। 


युग-पुरुष 


लेकिन स्त्रियॉकी उन्होने इस बार भी पहले जेलकी सम्पूर्ण 
विभिषिकाओसे अवगत कराया ओर तब गंभीरतापूवेक सोचने- 
विचारनेके बाद ही उन्हे सत्याग्रही “सेनिक दुकड़ी'मे शामित्र 
होनेका आदेश दिया । पर आश्रमकी ये स्त्रिया भी पुरुषोसे किसी 
प्रकार बलिदान और त्यागमे पीछे हटनेवाली न थीं, जो जेलकी 
विभीपिकासे घबरा उठतीं। वे सबकी सब बीर थी, निर्भीक थी, 
ओर इसलिए किसी प्रकारकी यातना व कष्टोका भय उन्हें 
कर्म-पथपर अम्नसर होनेसे रोक न सकता था। फलतः फोनि- 
क्सकी अमेक स्त्रिया तुरन्त ही आक्रमणकारी सत्याग्रहिणियोंकी 
टोलीमे' भर्ती' हो गईं। वीर सत्याग्रहिणियोकी इस टोलीमें 
गाधीजीकी पत्नी कस्तूर वा भी एक थीं । ' ' 

इस सत्याग्नहके बारे गाधीजीका यह निव्श था कि फोनिक्सके 
वीर सत्याग्रहणियोकी टोली जब ट्रान्ववालकी सीमापर आक्रमण 
करे, तो उसी समय ट्रान्सवालमे सत्याग्रह करनेवाढी स्तलियोंकी 
टोडी भी जो अबतक गिरफ्तार न की गई थी, नेटाछकी सीमा 
को पार करजावे, ओर तिसपर भी यदि उन्हें पकड़ा न जाय तो 
वे सीधे कोयलेकी खानोके केन्द्र न्यूकासिकको चली जावे और 
वहाँ पर भारतीय मजदूरोका सगठन कर उन्हें ३ पोडके टेक्सके 
विरोधमे हडताल करनेके लिए प्रेरित करें ! 

फछतः गाधीजीके निवेश ओर निश्चयोके अनुसार फोनिक्स 
से कस्तूरवा समेत १६ प्रतिभाशाली ओर दृढ-प्रतिश्ञ सत्याग्रहिणी 
एव सत्याग्रहियाकी एक टोलोने सरकारको सूचित किये बिना 
टान्सवाल्की सीमाओंको छाघ व्या ।१ सत्याग्रही टोलीके इस 





3 799 9 427 


२६० 


महात्मा गाधी 


अनपक्षित आक्रमणसे सरकार क्रद्ध हो उडटी आर फोरन ही उसन 
सबको गिरफ्तार कर लिया ! २३ सितम्बर १९१३ को गिरफ्तार 
सत्याग्रहियो पर वाकायदा मुकदसा भी चछा ओर सबको कठिन 
परिश्रमके साथ तीन-तीन महीनेकी कंदक सजा सनाकर मारिज्ञ- 
बगे ( /४४४ 20072) जेलसे सेज दिया गया ! 

यद्यपि इस तरफ तो सरकारने यह कडाईसे दिखलछाई, लेकिन 
दूसरी तरफ टान्सबालकी सत्याअ्रहिणियाकी टोलछीके प्रति उसमे 
उसी पहली वाली अन्यमनसकतासे काम लिया, ओर उनके 
सटालम घस आलनेपर भी कोई काररवाई न की !' अत, अपन 
सनापति गाधीके निदेशासुसार टान्सवाल्से आई हई यह टोली 
मजदूरोंमे काम करनेके लछिए सीधे न्यकासिल जा पहची | 


दृडताल हा ग३--- 


न्यूकासलम पहुचकर योजनानुसार सत्याग्रहिणियॉने मजदूरों 
को सगठित करनेका काय आरस्म कर दिया ! उन्होने सभाएँ 
करके समजदरोंकी उनकी गिरी हुई अवस्थाके प्रति सजग किया | 
सजदरो पर छादे गये ३ पाडके कर की व्यारया करत हुए सत्या- 
अहिणियोंन उसे सरफारका एक घृणित आर अमाहुपिक छत सिद्ध 
किया | अत उन्होंने मजदूरोंकों छछकारा कि ऐसे क्ृत्वोंको सह 
करना अवर्म हू आर एसे पाप तथा गुलामीका जीवन वितानसे 
तो मर जाना हो कहीं अच्छा ह | 


स्वियांकी इस ओज भरी ललकारन मजदराकी शिशिल 
नाडियोंमे भी खून सचारित कर दिया! उन्हे मातम पटा फ्ि 


जन+ अजित तल 3 ज+ जी अजिओओ » अऑज-+ ना ऑननजआओओ ल्‍+ आम 


| ॥त्त एए 427-428 


२5६१ 


युग-पुरुष 


वे पतनकी खाईमे गिरे हुए हैं ओर स्त्रीयोके रूपमे उनकी 
भाग्य लक्ष्मी ही उन्हें ऊपर खीचे लानेकों वहाँआई है! 
अतः इस अवसरको ईउचरीय प्रदत्त समककर वे लछनाओकी 
ललऊार पर करने वा मरनेको प्रस्तुत हो उठे, ओर ३ पौडके करके 
विरोधमे उन्होने तुरन्त हडताल आरम्भ भी कर'दी! इस हडता- 
लने अब सरकारको बुरी तरहसे चोका दिया। अब तक तो 
सरकार यह समझ रही थी कि ये स्त्रियाँ है-अबछा ओर निबंल, 
इसलिए थक-थका कर स्वयं शिथिलू पड जांयगी, ओर सारा 
कंगडा योही श्ञात हो जायगा | लेकिन हडतालके रूपमे उनका 
ताडव देखकर अब्‌ सरकारको मालूम पड़ा ,कि ऐसा सोचना 
डनकी भूछ थी। फछतः अपनी भूछको सुधारते हुए सरकारने 
सत्याग्रहणियोके जस्थेकोी तुरन्त गिरफ्तार कर छिया, ओर 
फोनिक्सकी टोलीकी भाँति उन्हे भी २१ अक्तूबर १८१३ को 
तीन-तीन महीनेका सपरिश्रम कारावासकी सजा देकर मारिज- 
वर्ग जेलम भेज दिया ।* 


स्त्रियोकी अनुपम बीरता ओर त्याग-- 


स्त्रियोने निःसन्देह, इस सत्याग्रहमे सच्चे सत्याग्रहियाके 
घमका पालन करत हुए अपूब आत्म वलछिदान, त्याग ओर 
तपस्थाका परिचय दिया । जो सत्य ओर आमग्रहका मार्ग उन्होने 
पकडा था उसपर वे अन्त तक अगसंर होकर वढते रहे, चलते 
रहे । उनके सामने कठिनाईयाँ अनेक आई लेकिन विचलित 
होनेका किसीने नाम न लिया । गाधीजीने उनकी इस अइ्भत 


>> 


]--970 9 429 
रद 


महात्मा गांधी 


चीरताकी सराहना करते हुए उसे अवशणोतीत” वतछाया है । 
इन सत्याम्रहिशियोंके सर्ववमे उन्होंने लिखा ह--- 


“इन वहिनोंका आत्मवलिदान अत्यन्त विस था। वे 
कानूनी दॉव-पेचसे अनमभिन्न थीं ओर वहुतोकी अपने सात-मुल्कका 
परिचय तक न था--उनके देश प्रमका एकमात्र आधार 
विश्वास! था। उनमेसे लगमग सभी अपढ थी ओर समाचार 
पत्र तक न पढ़ सकती थीं । छूकिन वे इतना समभती थीं कि 
भारतीयोंकी मतिष्ठा पर विपस आधात किया जा रहा है। 
उनकी जेल-यात्रा अन्तस्तलसे उठन चबाले दे आर प्रार्थना की 
एक पुकार थी--आत्म-बलिदानका वह शुचितम स्वरूप था । 

निःसन्देह इस सत्याग्रहमे अनेक स्लियोने घोर कष्ट सहन 
किया, ओर बलीयामा जेसी बीर पोडशीने तो सत्याग्रहकी चलछि- 
बेटी पर अपने प्राण भी निछावर कर दिये थे। उसने उल्लासमे 
भरकर एक वार कहा था--अपनी माद-भूमिके छिए मरना 
कोन न चाहेगा ? आर ज॑ंसा उसने कद्दा था, उसे पूरा करके 
भी व्खिलाया । देश पर निछावर होनेवाढी वढीयामाने सच- 
मुच अपनी कभी भी चिन्ता न की। देशके सिवा अपना 
उसके लिए कुछ था ही नहीं। इसालिए गावीजीने छिए है 
कि वलीयामा जेसी नारी-रत्न दक्षिण अफ्रीकाऊ सत्याग्रह सम्राम 
की एक अपू्च आर पत्रित्र ज्योति थी, जो इतिहासमे हमेशा 
अमर रहेगी । 


स्त्रियोकी इस अप्रव चारताफ़ा उस समय श्रीमती पालकन 
भी इण्डियन ओपिनियन' ये बहुत ही सुन्दर आर प्र विवरण 





१ ॥जते [[" 430-432 


है 
ल्‍्-ब् 
न्द 


१७ 


'युग-पुरुष 


प्रकाशित किया था। श्रीमती पोछकने लिखा था “रस्किनने 
कहा हे--श्लियोंके कत्तेन्य दोहरे होते है, एक तो भृहस्तीके प्रति 
ओर दूसरा राज्यके अति। दक्षिण अफ्रीकाकी शायद ही 
किसी भारतीय स्रीने रस्किनका यह वाक्य पढा हो। परन्तु 
सत्य वात अनेक स्थानों पर अनेक प्रकारसे स्वतः अपना 
प्रकाश करती है। दक्षिण अफ्रीकाकी भारतीय खियोंने भी 
सानों जान छिया था कि रस्किनका कथन नारी-जीवनका एक 
सत्य है। उनके काय्योसिे भी यह वात प्रमाणित, हो गई कि 
उन्होंने वास्तवमे इस सिद्धान्तक अनुसार ही अपने कत्तव्यके 
गुरुत्वका पूण पालन किया है। उन स्त्रियोको सावेज़निक 
जीवनकी कोई शिक्षा नहीं मिल्ली थी, वे भारतीय स्त्रियोंकी 
तरह परदेसे रहनेवाली थीं, समाज शास्त्रका वे नाम भी नहीं 
जानती थीं, वे विशेषतया मजदरोंकी स्त्रियों, साताए ओर 
कन्याए थीं, पर उनमे घेये था ओर कत्तंव्य पालन तथा सेवा 
घमको वे अच्छी तरहसे जानती थीं। मोक्ा पडने पर देशवेः 
प्रति अपने कत्तेब्यका उन्होंने पूर्रो पालन किया और ऐसी वीरता 
एंव दृढताके साथ अपने देशकी सेवाकी, जो केवछ उन्‍्हीस 
सभव थी। 


पाश्चात्य प्रदेशके लोगो का यह ख्याल रहा है कि परदेमे 
रहनेवाली भारतीय खिया बिल्कुल अवला होती है, उनके विचार 
भी प्रशस्त नहीं हुआ करते, ओर सावजनिक कार्योमि तो उनका 
कोई भी अनुराग वा सम्पक नहीं हुआ करता । लेकिन दक्षिण 
अफ्रीकाके भारतीय नारी-आन्दोलनने अफ्रीका ओर युरोपके 
यारांगो की आंखे खोल डाढीं। उन्हे आश्रय हो रहा था कि जन्ह 
वे अबछा समझे बठे थे, वे ही भारतीय स्त्रिया--जिनमेसे कुछका 


२६४ 


महात्मा गांवी 


योदम फूलसे वच्चे थे, कुछ का शीघ्र ही प्रसव होने वाला था, 
ओर कुछ विलकुल युवती थीं, निधड़क ओर निर्भय होकर घर 
से निकछ-निकल कर सत्याग्रहकी हर प्रकारकी कठिनाइया 
सहनेके लिए प्रस्तुत हो उसमे सम्मिलित होती जाती हैं । नि स- 
न्देह यूरोपियनोंके लिए यह एक नया अनुभव था। सत्याग्रहि- 
णियोंकी इस अनपेक्षित बीरतासे खुश होकर उनकी प्रशसामे 
गाधीजीने लिखा हँ--“नेटालसे जो स्त्रिया आई थीं, वे सत्र 
प्रतिष्ठित ओर भले घरोकी थीं। वे पेढल चलकर वालक्रस्ट तक 
पहुची थीं। यहा पर वे पकडी गयीं, ओर सकडोंकी संस्याम 
तीन-तीन महीनेकी कडी सजा भुगतनेके लिए जेल भेज दी गई 
थी। ट्रान्मवालसे आनेवाली स्त्रिया रास्तेमे खानोंसे होती हुई 
ओर सभाएँ करती आई थीं। सभाओंमे वे पुरुषों को उपदेश 
करतीं थीं कि तुम लोग काम करना छोड दो ओर शुलासो 
की तरह जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना स्वीकार करो। 
इन ल्ियोके कहनेसे हजारा पुरुषा ने हडताल कर दी 
थी। मेरा तो यह विचार है कि यदि आरम्भमे ही ये वीर 
स्त्रिया इस प्रकार कार्य न करतीं तो जाति आर देशफी मब्पादा 
की रक्षाके लिए जो आश्रयंजनफक कार्य हुआ €, वह कदावि न 
हो सकता? । 
हडताल ओर गाचीजी-- 

अस्तु, जसा कि ऊपर कह आए है, स्त्रियाके प्रयत्नस मज- 
दरोने हडताल शुरू करदी थी, अतः जब स्त्रिया पकटली गई तो 
हडतालन ओर भी उम्ररुप धारण कर लिया। इस दृदताल की 
ग्वयर तभी नार द्वारा तुरन्त गावीजी को भी भेज दी गट थी। एस 

न्धघ ५ 


युग-पुरुष 


लिये गाधीजी दोडे दोड़ फोनिक्स से जल्दी ही हडताछके केन्द्‌ 
नययाक मे चले आये थे । 


न्यूकासछ पहुंचने पर गाधीजीकी बहुत ही विकट स्थितिका 
सामना करना पडा। खानोंसे काम करने बाले मजदूरोके निजी 
घर द्वार कुछ न थ।। वे अपने सालिकोंके बनाये घरोमे ही 
रहा करते थे। लेकिन इस समय हड़ताल करदेनसे उनके गोरे 
मालिको ने उन्हे घरोसे निकाल बाहर कर दिया था | इन निकाले 
गये हडताछियोकी सख्या दस-पाच भी न थी कि उन्तका आसानी 
से इन्तजाम कर लिया जाता ! वे तो हजारोकी संख्यामे वेघर- 
बार किये गये थे। अतः गांधीजीके सामने सबसे पहले इन 
असख्य हड़तालियोंको सम्हालने का म्श्न आ खड़ा हुआ | गाधी 
ली स्वय न्यकासलमे गरीब लेकिन उच्च आदर्शों वार रजारस 
नामके एक तामिल ईसाईके यहा टिके हुए थे! ऐसी स्थितिमे 
उनके लिए हजारों मजदर ओर उनके बीवी वच्चोंके लिए घरका 
इन्तजाम करना कठिन था ' 


परन्तु इस कठिनाई के होते हुए भी वे हार सानकर हडताल 
बन्द करनको तयार न थे | झुसीचतो आर कठिनाईयोॉँसे घवडा- 
कर पीछे हटना गाधी के द्शनमे नहीं है । उन्होंने निइचय किया 
कि कठिनाईके सामने कुकन ओर भुडनेके वजाय वे कठिनाईको 
ही मोहकर और झुका कर चेन छेगे । ओर उसका तरीका यही 
है फ्रि सनप्य कठिलाईयोंकों हूसकर सिर पर उठाकर चलनेकों 
तयार रहे,न कि उनके नीचे दवकर घुटने टेक देवे | फलतः गाधी 
जीने भी यही फिया ओर सकानोकी कठिनाईमे पड़े इड़तालिया 
को आदेश दिया कि “यात्रियोको भाति आसमान आर खुला 


२६६ 


महात्मा भाधी 


जमीनका आश्रय छो, आर मालिकोंके मकानोको त्याग दो !«* 
इस एक जाद भरे आदेशने मकानोंकी सारी समस्याही मानों हल 
कर डाला, गावीजीका आठेश सिलते ही सार मजदर 
माहिक्रंके मकानोंको तजकर अपन वीची बच्चा समेत सत्याग्रहके 
यात्री चनकर खछ आकाअके नीचे चछे आए ! इस प्रकार घर 
द्वार छोड कर आनंबाले हडताली मजदरोंकी सख्या छगभग५ 
हजार थी। गावीजीके सामने अब इस अपार सत्याग्रहों सना 
को खाने पिलानकी समस्या पेश हुई, पर इसके लिए उन्हें अधिक 
विन्ता न उठानी पडी क्योंकि वहाऊे भारतीय व्यापारियोने खान 
पकानेके सब बतेन आर सामान देकर सारी समस्याकों हछ 
कर दिया | 


परन्तु इतनी सेनाफ़ो इस तरह निरतर ठाढी रखकर दूसरे 
क्र भोजन ओर सामान पर कब तक सम्हाल कर रखा जा 
सकता था ? अतः जसरी था कि उनके कगडोका जल्दी ही 
निपटारा कर लिया जावे। इस विचार के अतुसार गावी जीने 
अब सामुहिक आन्दोलन चलानेफा निश्चय क्रिया। इस 
आन्वदोलनका रुप भी त्रिना परवानोंके सीमा' का अतिक्रमण 
करना रखा गया। फलतः इस योजनाऊ़े अनुसार मजदरोकी 
सत्याग्रही 'आति सना? को अब टान्सबालकी सीमामे प्रवेश 
ऋरना था। न्यूफासलसे ट्रान्सवालफ़ी सीमा लगभग ३5 मील 
पहती थी। पर गावीजीके पास रल द्वारा टहननी बडी सेनाफो 
चहा पहचाने के छिए घन तो था नही, इससिए पदल ही '>सि- 
यान! करनेका निश्चय फिया गया । 


मा >> बह कम 


4 उाफटावीय मत इठा औऔैविए6० ए 435 


श्र 
कोच 


युग-पुरुष 


गांधी ओर काए्फ्रेन्स--- 

असभियानकी तेयारियां हो रही थीं कि इसी वीच डरवनसे 
मिलमालिकोंने गांधीजीकी अपनी कास्फ्रेन्समें आनेका निमन्रण 
भेजा। गांधीजी इस निमंत्रणके बुलावे पर तुरन्त डरवन गये, 
ओर उन्तकी इच्छानुसार मिल मालिकोंसे मिले। किन्तु यह 
मिलना-जुढना किसी अथका न साबित हुआ । उनके साथमे 
मिल मालिकोंने व्यवह्वर तक अच्छा न किया। वस्तुतः गरीबोको 
अपने मुखका नेबला समझनेवाले गोरे अमीर गांधीजी पर रुष्ट 
हो रहे थे, क्योकि वे समझते थे कि हड़ताल कराकर गांधीने उनके 
आहार पर आधात पहचाया है । मजदरोंकों अपने आनन्दका 
जरिया भर सममनेवाल अमीर वास्तवमे सजदूरोके निजी सुख 
ओर सोख्यको सममनेमे अससथथ थे। अतः सजदूरोकी भी मॉँगे 
हुआ करती हैं, इससे वे वेखबर से थे। उन्हें तो केबल अपने 
काम ओर उसके हजका खयाल था। इसलिए उन्होंने चिढ़कर 
ओर कऋद्ध होकर गांधीजीको धमकी दी ओर आगाह किया कि 
यदि सजदर जल्‍्ठी ही काम पर न लोटाये गये तो उन्हें भारी 
विपत्ति का सामना करना पड़ेगा । लेकिन गांधी कब्ची मिद्टीके 
नचने थे जो इस धमकीसे तिड़क जाते। उन्होंने मिल 
मालिकाकी इस घम्रकीका शान्त होकर गम्भीर वाणीमे इतना 
उत्तर दिया कि “किसी व्यक्तिका अपने सान ओर प्रतिष्ठाके 
खोनेसे बढ़कर ओर भला क्या नुकसान हो सकता हूँ ? मुमके 
बहुत संतोप है कि मजदूर भी इस तथ्य को पहुच चुके है ।?" इस 
अनपेक्षित पत्युत्तरको पाकर मिलमालिक सोचमे पड़ गये कि 
इसका क्‍या अथे हो सकता है , ओर गान्‍न्धी उन्हें इसी चिन्तामे 

4 पे छए 443-444 
स्घध्८ 


हात्मा गावी 


डूबते-उत्तराते छोड़कर तुरन्त डरचनसे न्यूकासछ छाट आये । 
महान अभिवान--- ' 
न्यूकासलमे मजदूरोंका ताता वढता ही जा रहा था ! गांधी 
जीन बहा पहुंचते ही सबकी एक सभा बुलाकर मिल माहिकोसे 
हुई बातचीत ओर समझौतेके भग होनेका पूरा ब्योरा उन्हें वतला 
व्या। इसका जो कुपरिणाम होनेको था, उस पर भी उन्होंने 
समुचित प्रकाश डाछा ! अन्तमे उन्होंने मजदूराको अपने मान- 
बीय अधिकारोंके लिए तयार रहनेको अनुप्ररित किया, लेकिन 
साथही उन्हें यह भी स्पष्ठतया जतछा दिया कि अपनी सामश्यकरो 
भली-भाति जान ओर समझ कर ही वे आगेका साग ले । इस 
छिए गाधीजीने प्रत्येकको कडी चेतावनी दी कि जो व्यक्ति अपने 
को कमजोर पाता हो, कठिनाईयॉकी उठानमभे घबराता हो, चह 
सत्याग्रह प्रारम्भ होनेसे पूथंद्ी उससे अछग हो जाय ! किन्तु 
मजदरोंमे एक भी एसा न निकछा जो जीवनके सघपेम पहनेस 
या उठा हो । निःसन्देह गाधीकी वाणीने उनमे आत्मवरू आर 
आत्मगोरव जागृत कर मानवोचित साहस पेढा क्र विया था। 
इसीलिए सत्याग्रहके विराट-रपफा अवलोकन करनेके बादभी 
वे | हह ओर गभीर बने रहे ! थे जरूर गरीब थे ओर 
अपड थे, पर भुक्ति' के लिए प्यासे हो रहे थे । अतः सभी 
मतदरान एफ्छलप होकर इृंढ सकतप किया ऊज्रि वे गृलामीकी 
जजीरको हिलाऊर ओर झटका कर द्वी चन लेंगे | 
एसी शक्तिशाली सेनाको पाकर गाधीजीफ लिए अब सिवाय 
करनक कुछ साचतंका न रह गया था! फलतः उन्हान 
।टान्सबालक्की सोमाकों छाघनेक हेतु २८ अक्तूचर १९१३ का दिन 


श्द्द्५ 


युग-पुरुंप 

अभियान! के लिए घोपित कर दिया ! घोषणाके अनुसार नियत 
तिथिको गाधीजीक नेतृत्व से मजदूर सत्याग्रहियो की विशाल 
सेना दान्सवालकी ओर अग्रसर हुई ओर चाल्से टॉडनमें उसने 
अपना पहला पड़ाव डाछा | सजद्रोंकी सत्याग्रही सनामे इस 
समय छुछ स्त्री, बच्चे ओर पुरुपोंको मिछाकर करीब ५या ६ 

हजार व्यक्ति थे | अतः इतने अधिक छोगोंके लिए चाल्संटॉडन 
जेसे छोटेसे नगय्मे सकानोका मिल्नना कठिन होने से स्त्री ओर 
वच्चोंक अछावा वाकी सबको नीले आसमानके तले खुली 
धरतीम डेरा लगाना पड़ा! इस सेनाके अभियान ओर प्रथम 
पड़ावक बारेक समाचार गांधीजी के मित्रोक्ो माल्म हो चुके 
थ्रे, इसलिये उनके कुछ एक यूरोपियन ओर भारतीय साथी 


उन्हें सनाक इन्तजाम आदिम मदद पहुचानंक लिए पंहलेसे ही 
चाल्सेटॉडन से आ पहुँचे थे | 


सत्याग्रही संनाकी सख्या भी रोज बढती जाती थी, 
क्योंकि कोयलेकी खानोंसे गिरते पडत ओर रास्तेकी अनेक कठि- 
नाइयॉको भेलते-उठात मजदूर स्त्री और पुरुषोका आना जारी 
ही था! पर इस प्रवाह ओर वाह्म हलूचलको छोड़कर चारो 
ओर श्ञात गभीरता ही नजर आती थी ! सब मजदर आनवाले 
भवषिष्यकी प्रतीक्षाम सोन ओर तल्लीन से थे ! उनकी गभीर 
आर शात मुठ्रासे ऐसा अतीत होता था कि वे किसी धावे पर 
जानेबाले सनिक नहीं, वरन्‌ तापसी आर तीथ यात्री है, जो 
भगवानकी खोजमे विरक्त होकर घरसे निकल पड़े है। अतः 
घाल्सेटॉडनमे डरा लगाकर वे शात-गंभीरताके साथ निद्वनद्ध आर 
निर्भधय सा होकर पडे थ। वेज़ानत थे कि वे दान्सवाल 


रड८० 


गए! 





0“ 


सहात्मा गाधी 


समकारसे भिडने जा रहें हू, पर तब भी उनके चेहरों पर भय 
आर चिन्ताके ोई लक्षण न दिखाई पड़ते थे । उनका प्रकाञ 
उनका उल्लास ओर नका पथप्रदर्भक तथा नेता गाधी जब 
उनके साथमे था, उल भय आर चिन्ता ही क्या थी १ 
पवम्बर आया | गांवीजीते रकारको पुनःचेतावनीके तोरपर 
उक पत्र भेजा, जिसमे उन्हान लिखा था कि मजदूर सत्याग्रहियों 
के सन्ना ट्रान्सवालमे बसनेके डरादेस नहीं आ रहे ह- ओर 
अभिम्नाय केबछ अपने ऊपर हानवाली अनातियोंका बिरोध करना 
3 | पर थदिं सरकार ३ पोडके करको हटा देवे हडताल खतम 
करदी जायगी और सजदूर सना कासपर ्ॉट आवेगी। लेकिन 
यदहि कर हृटाथंसे इनकार किया गया तो सत्यापहियाकी आति 


भरकार यदि चाह तो उन्हे चाल्सेटॉउनमे ही गिरफ्तार १२ सकती 
5 परन्तु इस पत्रका सरकारने अहकारमस आकर उत्तर तक देना 
“चित नसमका | उसका शायद यह खयालथा कि दीन-हीन मजदर 
ताकतवर गोरी थाहीका सुकावढा दे क्या कर सकेंगे ? यह तो उन्हें 


लक नम / पक >ू >>+ ५०... 


९ गरिवाल्टी इटली के सातत्र सत्रामका एक वीर याद्रा और नेता 
था। ने्रेल्टिन राजाओसे उसने इस्तब्यी जे स्वतंत्र क्रातम आश्ययजनऊ 
कार्य क्या था | १८६३० भे ऊंबछ एक हजार मामूली सनक साथिपोक्‍ 
लकर उसने नेपे|लिटम साम्राज्वजी ऋगर शक्तिया मुकाउछा जिया 
ओर सफदतापवऊ 2 “| दा उुद्धांम हराकर सिससीसे ह> जनेको सजबूर 
ण्र दिया | 

२७१ 


युग-पुरुप 


भालोंके नोक और वन्दुकोंके कुन्दोंकों तोड मरोड़ सकती है, और 
अन्यायको सिर ऊ्रुकानेके लिए मजबूर कर सकती है ! पु 
यूरोपियनों का क्रोध--- 
गाधीजीकी 'शात्ति सेना? के आक्रमणकी तेयारिया देखकर 
चोलक्रस्टके यरोपियनोंका खून खोल उठा। वे क्रोधसे उन्‍्मत्त 
होकर वढ-वढ के धमकिया देन लगे, ओर वहकमे यहा तक कह 
गये कि यदि भारतीयोंने ट्रान्सवालमे घुसनका सचमुच प्रयास 
किया तो वे गोलियां चलाकर उन्हे रोकेगे, पर आगे न बढन 
देंगे। .यरोपियनोकी जिस सभामे थे सव उय्मताएँ दिखाई जा 
रही थीं, उसमे गाधीज्ञीके जरमन मित्र कछनवक भी सोजूद थे। 
अतः उन्होंने न्होने वहके हुए यरोपियनोको सह्दी रास्त पर लोने को 
कोशिश करते हुए उन्हे यह समम्काना चाहा कि “सत्याग्रही 
भारतीय-जन वीर पुरुष हैं। वे टान्सवालमे वसनको नही आ 
रहे हैं, वे नो केवछ न्‍्यायके विरुद्ध उनपर लगाये गये ३ पोडके 
टेक्सका विरोध करना चाहते हैं । वे तुम्हारी गोलियोस 
डरनवाल भी नहीं है। - वे पीछे न हटेगे--गोलियॉका सामना 
करते हुए वे आगे वढते ही चलेगे | इसलिये आपलोग सावधान 
हाँ आर अत्याचार करनसे हाथ रोके |”” लेकिन क्या दुर्योधनि 
वृत्तिक यूरोपियनोंपर इस विदुर-उपदेशका कोई प्रभाव पड सका ? 
अत्याचारी, अन्यायी आर निरंकुञ सत्तावाले वस्तुतःजवतक अपन 
पशुवलकी निरथकताको प्रत्यक्ष नहीं देखलेते अक्ड़े ही रहते हे । 
कष्णने दुर्योधनको कितनी बार सममकाया--किन्तु कया वह 
माना था ? 


 52एबश/४72 0 50फ0४ /709, 0]0. 457-59 


अप 
सश्ज्य्‌ 





महात्मा गावी 
जनरल स्मूझ्सके आखिरी चेतावनी -- 


जलेसा कि केछनवकने गोरोकी सभामे उद्धोषित किया था, 
गाधीजी ओर उनकी सत्याग्रही संनापर यूरोपियनोंकी धमकीका 
कोई असर न हो सका। वे दृढ़ थे ओर अभियानकी पूरी 
तंयारी कर चुके थे। यूरोपियनोंकी सभाके दो ही दिन बाद 
गाधीजीने जनरल स्मट्सके सेक्रेटी द्वारा उसको फोनसे अन्तिम 
चेतावनी भिजवाई कि “में अभियानके लिए पूरा तयार हो चुका 
हँ। वोलकस्टके युरोपियन क्रोवम है, ओर संभव है, हमारे 
आणॉके लिए सकट भी उपस्थित करे | आजा ६, जनरल भी 
ऐसी चीजको पसन्द न कर सकेगे !' यदि जनरल ३ पाडके 
टेक्सको रद करदे तो में अभियानको रोक सकता हूँ, में कानूनको 
तोडनेके हित ही तोडना नहीं चाहता, किन्तु उसके छिए मजबूर 
किया जा रहा हूँ ।” किन्तु सद्भावनाओंसे पूणा इन बातोंको 
तुच्छ सममककर यूनियन सरकारका सेक्रेटरी तक सुतनेको तेयार 
था। इसलिए उसने उक्त सदेशको स्मट्स तक पहुचाये बिना 
बय ही गावीजीकों यह रुखा आर अहकारपूर्ण उत्तर भेजा फ्रि 
जनरल स्मटस तुमसे कुछ वास्ता नहीं रखना चाहते, इसलिए 
तुम्हें जो करना हो करो" ।! 


अभियान आरम्भ -- 


उक्त सोजन्य रहित उत्तर गाधीजीफो ५ नवम्बर १९१३ को 
प्राप्त हुआ था! यह उत्तर स्पष्टत. यूनियन सरकारकी तरफस 


अीजिनलज 9 न “5 वजन अअन्‍िनअलओने जल अल-जज+ न +3+ अल -॥+ 


4 [90 9. 456 
श्८ 


तन अििजओन अखिल लव ल्‍ कल जञ मी 


द्‌) 
* 
& 
२ 


युग-पुरुष 


भारतीयोको एक चुनोती थी, जिसका स्पष्ट मतछूब था कि बिना 
युद्ध छड़े सरकार कोई बात सुननेकी तैयार नही है ! अतः गाघी 
इस चुनोतीके लिए पहले ही से तैयांर थे, युद्ध लडनेके लिए 
प्रस्तुत हो गये | पर सरकार ओर भारतीयोके बीचका यह युद्ध 
एक प्रेक्षकके लिए ग्रत्यक्षतः देखनेमे हाथी ओर चीटीके बीचका 
एक युद्ध था | इस युद्धमे एक तरफ रोद ओर भबल गोरी सात्त 
थी, दसरी तरफ निरीह ओर निहत्थी जनता ! संक्षेपमे यह हिसा 
ओर अहिसाकी एक ऐसी अनोखी छूडाई थी, जसी दुनियाने पहल 
कभी न देखी होगी! अतः संसारकी आँखें गांधी ओर यूनियन 
सरकारके इस असामान्य संघषकी ओर आऊक्ृष्ट होकर उसके 
परिणामको देखनेके लिए उत्सुक हो उठीं | 


युद्ध निश्चित हो जानेसे ६ नवम्बर १९१३ को प्रातः ६ बजकर 
३० मिनटपर ईश्वरकी वन्दनाके साथ गराधीजीने अपनी 'शाति 
सेना? को, जिसमे २,०३७ पुरुष, १९७ स्त्रियां ओर ५७ बच्चे थे 
छकर ट्रास्सवालकी ओर कूच कर दिया! दिनभर चलनेके 
पश्चात्‌ सध्याको ५ बजे यह शाति सेना पल्मफोड्ड (29॥7070) 
पहची ! योजनाचुसार यह उनका पहला पडाब था |! अतः रातको 
सारी सनाने वही पर विश्राम किया | 


गाधीजीकी पहली गिरफ्तारी -- हि 


रातको जब सारी सेना खा-पीकर निश्चित होकर सो रही 
थी, एक यूरोपियन पुलिस अफसर चोरकी भाति दवे पाव 
पडावम आया आर चुपकेसे गावीजीको अलग घुलाकर 
उन्हें गिरफ्तारीकी सूचना दी ! इस सूचनाके पाते ही सनाका 
रज्छ 


हि 


महात्मा गाधो 


नेतृत्व अपने साथी श्री पी के नायडूके हाथामे सापकर याधीजी 
गड़बडी फलनेके भयसे बिना अपनी सनाको खबर किये चप- 
चाप पुलिस अफसरके साथ हो लिए। चेचारी 'शातिसना इस 
समय निश्चिन्त होकर सो रही थी, इसलिए उस सुबहसे पूर्च 
इस दुर्घटनाका पता भी न चल सका | सुवह जब संनाको अपने 
नेताक छीने जानेका समाचार मिला तो डनके दुःखका 
ठिकाना न था। - 


इधर गावीजी गिरफ्तार हॉनेके वाद ७ नवम्बरको वोलक्रस्ट 
की अदालतमे पेश किये गये । लेकिन अदालतने तुरन्त कोई 
काररवाई करनेके बजाय १४ ता० तकके लिए मुकदमा सुल्तवी 
कर दिया। इसपर गाधीजीने फिरस मुकदमा पेश हानेके 
समय तकके लिए जमानत पर रिहाईकी अर्जी पेश करदी | 
अदालतने इस अर्जीको स्वीकार किया ओर ५० पोडकी जमानत 
लेकर उन्हें रिहा कर विया । 


दूसरी गिरिफ्तारी-- 


अदालतसे छूटते ही गाधीजी पुनः तुरन्त शातिसना में आ 
मिले। उनके इस आकस्मिक पुनर्मिलनसे अपने नताके छिन 
जानेसे सेनिकोंके हृदयपर जो उदासी छा गयी थी, प्रफुल्लताम 
विलीन हो गई। अपने नेताको अपने बीचम देखकर सबके 
छदृदय तरगित हो उठे, ओर शियिल हआ जोशने फिर बल 
पकड़ छिया। इस प्रकार उम्गित आर तरगित द्वोफर शांति 
सनाका अभियान ओर त्तेजीसे आगे बढने लगा । सेनाऊे इस द्वत 
अभियानसे सरकार चिन्तित हो उठी। इस प्रगतिके तल पर 


बडा 


'थुग-पुरुष 


सरकारको स्पष्टतः गांधीजी की छाया दिखाई दी, ओर इसलिये 
उन्तका मुक्त रहना उसे बहुत ही खतरनाक माहछूम दिया। 
फलतः घवडायी हुई सरकारने ८ नवम्बरको ही ( गांधीजीको 
रिहा हुए अभी सुड्किल्से ,एक ही दिन हुआ था ) स्टनड्टन 
( $६70९7609 ) में गांधीजीको दुबारा गिरफ्तार कर अदा- 
लतके सामने ला खडा किया | लेकिन अदालतने इस बार भी 
उनका मामला २१ ता० तकके छिये मुल्तवी कर दिया, ओर 
५० पोडकी जमानत पर वे पुनः रिहा कर दिये गये। रिहा 
होनेपर गांधीजी पहलेकी भाँति तुरन्त फिर सत्याग्रही सनामे 
आ मिले। पर इसी समय क्रद्ध सरकारने श्री, पी के: 
नायडू सहित गांधीजीके ५ अन्य साथियों और सहयोगियोंको 
गिरफ्तार कर जेलमे ठेंस दिया। सरकारके इस ऋृत्यसे स्पष्ट 
हो गया कि अब वह पूरी तरहसे उत्तेजित और चिन्तित हो 
उठी है ओर जिस किसी प्रकारसे शाति सेनाके बढ़ावको 
रोकनेके लिए उताबली हो चली है 


तीसरी गिरफ्तरी--- 


लेकिन सरकारके प्रहारोकी परवाह न कर शाति सेना गांधी 
जीके साथ निरबीब गतिसे आगे बढती ही जाती थी । ९ नवम्बर 
को गाधीजी ओर उनकी सेना टीकवर्थमे आ पहची। थहॉपर 
गाधीजीके अंग्रेज मित्र पोलक भी उनसे आ मिले | गांधीजीकी 

इच्छा हुईकि दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोंकी स्थिति ओर 
आन्दोलन पर श्रकाश डालनेके लिए तुरन्त ही पोलकको भारत 
भेजे, परन्तु परिस्थिति वश ऐसा न किया जा सका | ठुभौग्यसे 


श्७5 





के आदि 


पोल 


श्रीमती पे 


शभू 


महात्मा याधी 


गाधीजी तीसरी वार उसी दिन, जब उनकी पोलकसे भेंट हुई 
थी, गिरफ्तार कर छिये गये। इस स्थितिके उत्पन्न हो जानेसे 
शाति सेनाके संचालन ओर नेतृत्वका भार पोलकके सिरपर 
चला आया, ओर इसलिये उन्हें तत्काछ भारत जानेका विचार 
छोड देना पडा। है 


गाधीजीको सजा --- 


गाधीजी इस वार डन्डो ([2070०८) के बारन्ट पर गिरफ्तार 
किये गये थे । अतः गिरफ्तार होने पर वे डन्डी ले जाये गये, 
ओर ११ नवम्बरकों वहॉकी अदालतमे उनपर सुकदमा भी 
पश हो गया। गाधीजी पर सरकार द्वारा यह जुमें छगाया 
गया था कि उन्होंने मजदूरोकी नंटाल छोड़नेके लिए डउकसाया 
डन्‍्डीकी अदालतने सरकारके इस दावेको स्वीकार किया, 
ओर बिना कुछ अधिक सोचे विचारे गाधीजीकों ९ महीनेका 
सपरिश्रम कारावास दढ देकर सींकचोंमे डाल दिया। सरकार 
यह देखकर खुश हो उठी कि ऑवीका सूत्राधार गाधी कठघरेमे 
फेंस गया है, ओर इसलिये अब आवीका वेग थम जायगा। 
ज्ञकिन सरकार भूल्मे थी। ऑवबी तो चल चुकी थी, ओर 
अब गाधीको बन्द कर उसके रोकनेका प्रयास निष्फल था। 
गाधीके पकड़े जाने ओर कद होनेके बाद भी श्ञाति सेनाका 
णठाव पू्वेचत्‌ नियमित रुपसे जारी रहा | १० ता० नवम्बरकों 
शाति सेना पोलकके नेतृत्वमे अग्रसर होती हुई टीकबर्थंस 
सुबहको ग्रेनलिन्गस्टाड ( 57८7४78५90 ) होती हुए वलफोर 
(89800) में आ पहुची ! इस बटावसे सरकार वहत ही व्यग्र 


७ 


घ 


युग-पुरुष 
हो उठी | वह किसी भी हालतमे अब इस सनाको ओर 
आगे न सरकने देना चाहती थी! अतः मजदूरोंकी सेनाको 
गिरफ्तार करनेके लिए सरकारने पहले ही से इसीग्रेशन आफी- 
सर चीमनीको पुलिस-दलके साथ वरूफोर भेज रखा था! 
साथ ही सरकारने गिरफ्तार मजदूरोको नेटाछ वापिस ले जानेके 
लिए तीन स्पेशल गाड़िया भी स्टेशन पर तेनात कर रखी थी ! 
अतः सजदूर सना ज्योही बलफोर पहुची, पुलिस उन्हें गिरफ्तार 
करनेके लिए आगे वढी | लेकिन पुलिसकी इस काररवांईसे मजदूर 
सत्याग्रहियोकी प्राकृतिक आतिको तजकर उग्र हो उठे । उन्होने 
स्पष्ट रुूपसे यह जतलछा दिया कि जब तक गांधी स्वयं वहां 
आकर उन्हें अनुमति न देगे, वे गिरफ्तार न होगे |! सरकारी 
अफसर सत्याग्रहियोंके साथ किसी प्रकारके संघर्षकी आशका 
त्त कर अपने साथ चहुत कम पुलिस लेकर आये थे | अतः स्थिति 
उम्र हो जानेसे वे बड़ी कठिनाईमे आ पड़े | किन्तु अफ्सरोको अविक 
देर तक यह परेशानी न उठानी पडी, क्योकि मजदूर सनाके नता 
पोलक ओर कच्छलिया सेठने अन्तमे मजदूरोको सत्याग्रहियाके 
आदशे ओर कत्तेव्य पर चलते हुए गिरफ्तार होने ओर जेल जाने 
के लिए तयार कर लिया | फलतः सरकारी अफसरोंको अत्र 
मजदूरोके साथ कोई कठिनाई न उठानी पडी, ओर सरलतासे 
सारी शाति सनाको गिरफ्तार कर वे नंटाल ले चले। सेनाके इस 
प्रकार गिरफ्तार होनके कुछ ही समय वाद सरकारने गाधीजीके 
परम भक्त ओर सहयोगी श्री पोल्क तथा फेछन बककी भी 
गिरप्म्तार कर बोलक्रम्ट जेंलमे डाल दिया । 


ग्ष्ट 


है 


महात्मा गावी 


तौनो साथी एक साथ-- 

डन्डीके मामलेके बाद सरकारने गाधीजी पर इस वात्तका 
ल्लेफर होने अनधिकारी व्यक्तियोको द्रान्सचालमे प्रवेश 
करनेमे सहयोग दिया है, एक ओर मामला खड़ा कर दिया 
अतः इस मामलेको लेकर सरकारने उनपर वोलक्रस्टकी अदा- 
छतमे एक ओर मुकदमा दायर किया ! फलछतः डन्डीके मुकद्मेके 
दो दिन वाद ही १३ ता० को गाधीजी वोलक्रस्ट ले जाये गये, 
आंर १४ ता० को मुकदमेकी सुनवाईके किए उन्हें वहा की 
अदालतसे हाजिर किया गया। सरकारकी सन्दशाके अनुसार 
सरकारकी इस अदालतने गाधीजी पर आरोपित अपराधकों सही 
स्वीकार कर उन्हें तीन महीनेकी सख्त केढकी सजा दे डाछी। 


गाधीजीके अनन्य साथी केलेनवक ओर पोछूक पर भी 
१० ओर ९७ नवम्बरको इसी अदालत में हडतादियोंको 
मदद पहुचानेके अपराधमे मुकदमा चछा ओर इन दोनों का भी 
तीन-तीन सहीनेकी सख्त कदकी सजा दे दी गयी | 


इस प्रकार तीना साथी बन्दी हुए ओर तीनों एक ही साथ 
बालक्रस्ट जेलमे रखे गये । किन्तु सरकार तीनो मित्रोंका अविक 
दिनों तक एक साथ रहना बरदास्त न कर सकी, आर इसलिए 
जल्‍दी ही तीनाकी तीन अलग जेलोमे कर ठिया गया । गाधीजी 
को ओरजियाकी जेलमे रखा गया, केलनवक प्रिटोरिया जेल 
भेजे गये, आर पोलक जरस्सिट्न जेलमे डाल दिये गये ।*१ 








4 4.छवे 97. 473-474 


२७९ 


युग-पुरुष 


दीपक 


सजदूर सस्ाग्राहेयों पर अमानुषिक अत्यए्वपए्‌-- 


गांधीजी आदि नेताओको जले दू'सनेके बाद निश्चिन्त 
होकर सरकार सजदूरोंके साथ मनमानासा बर्ताव करने छगी | 
सजदूरोंकों बलफोरमें गिरफ्तार करनेके वाद उन्‍हें घसीट 
कर नेटाछ ले जाया गया, और वहॉपर खानोके केन्द्रमे उन्हें 
बनन्‍्दी बनाकर रखा गया। यहाँ पर उनके साथ बेसा ही व्यवहार 
किया गया जेसा प्राचीन समयमें रोममे गुामोंके साथ किया 
जाता था। सरकार हर किसी तरहसे मजदूरोंक्ो खानोंपर काम 
करनेके लिए सजवूर करना चाहती थी। लेकिन बीर सत्याप्रही 
मजदूरोंने काम करनेके छिए हाथ उठानेसे साफ इन्कार कर दिया 
था। वे अब जागरूक हो चुके थे, इसलिए गुलाम बनकर जीवन- 
यापन करनेको कतई तेयार न थे। परिणामतः इस असहयोगसे 
खीजकर सरकारने उनको अनेक अमानुपिक तरीकोसे पीडित 
करना शुरू कर दिया। उन बेचारे निहत्थे सजदूरोकी पीठपर 
कोड़े वरसाये गये, उन्हे जितनी कठोरतासे हो सका पीटा ओर 
सारा गया, ओर आत्मिक यन्त्रणा पहुचानेके छिए उन्हे भदीसे भदो 
गालिया भी दी गयी । किन्तु इन सब्र अत्याचारों ओर पीडाओं- 
को वीर आतिसेना” शातिके साथ वरढाइत करती चली गयी । 
निःसन्देह गाधीजीके सत्यामहके सत्य ओर अहिसाके सिद्धान्तकों 
वे हृदयगमकर चुके थे, ओर इस ,बातको पूरी तरहसे समभते थे 
कि उनका कल्याण सब कुछ 'सहने' में ही है। ओर सचमुच 
मजदूराकी यह सहनशीलता बड़ी ही प्रभावोत्पादक सावित हुई । 
नेटाछके उत्तरी आर दक्षिणी क्षिनारोंकी खानोमे काम करनबाल 
भारतीय मजदूर, जो अभी तक सत्याग्रहमे शामिल्ठ न हुए थे 


२८० 


महात्मा गावी 


अपने न्‍्यूकासलके निरीह ओर श्ञात मजदूर भाइयोॉपर ऐसा 
के पे के ञ 

अत्याचार होता देख विगड उठे ओर फोरन काम वन्दकर नृशस 

सरकारके विरुद्ध सत्याग्रहम कूद पड़े। 


मजदूरोंकी इस बढती हुई घ्रृष्टताकी देखकर सरकार अब 
ओर भी आग बनकर भभक उठी। मजदूर सत्याग्रहियोंको 
दबाने ओर वलपूवेक उन्हें काम पर लगानेके लिए सरकारने अब 
सशस्त्र घुड्सवार पुलिससे काम लिया, लेकिन इससे भी कोई 
फल न निकला | फोज ओर पुलिससे जरा भी चिन्तितन होकर 
सत्याग्रही अपने असहयोग पर डटे ही रहे ओर अड़े ही रहे । 

सरकारने क्रोधसे उन्मत्त होकर तब गोलियाँ चलवायीं, 
लेकिन गोलियों? भी सत्याग्रहियोंको कुकानेमे असमर्थ साबित 
हुई। क्योंकि मरनेका उन्हें भय ही न रह गया था, ओर 
भुकनेके लिए वे तेयार न थे | पर सरकारका अत्याचार तव भी 
रुकनेका नाम न लेता था । 


भएत में प्रतिब्वनि--- 


गोरीश्ञाहीके इन अत्याचारोंकी अतिव्वनि भारत भी पहुची | 
गोखले भारतीय मजदूरों पर होनेवाले इन अत्याचारोंकी दारुण 
कथाओको सुन सुनकर छुव्घ हो उठे। उनके साथ सपूर्श 
भारत भी रोप आर पीड़ासे कराह उठा। फलतः भारतमे सबंत्र 
सभा-सोसाइटियों ओर समाचार पत्रोंसे गोरे अत्याचारोंकी 
निन्‍्दा आर भरत्सनाकी जाने लगी। हिन्दुस्तानके तत्कालीन 
चाटसराय हार्डिज त्कका खून गोरोंके उक्त अत्थाचारोंकी 
फहानी सुनकर सोछ उठा । १६१३ दिसम्बरको ऋद्ध वाइसराय 


२८१ 


युग-पुरुष 


ने मद्रासकी एक सार्वजनिक सभासें भापण करते हुए दक्षिण 
अफ्रीकाके सरकारकी कडी आलोचनाकी ओर मजदूरों पर 
होनेवाले अत्याचारों पर क्षञोमण्तथा क्रोध प्रकट किया। 
नि सन्देह भारतकी इस ग्रतिक्रियाका दक्षिण अफ्रीकाके भारतीय 
आन्दोलन पर बहुत ही अच्छा असर पड़ा, ओर दूसरी तरफ 
गोरी सरकारकी अनीतिका भी सारी दुनियामें भंडा-फोड़ होगया । 


ये शी कि 
भस्रताया: दुढता आए सरक्ारका कुक्नो[--- 


इधर गोरी सरकार जितना बढ़कर ओर तीत्र होकर अत्या- 
चार करती जाती थी भारतीय सजदूर सत्याग्रही भी उतनी ही 
हृढता ओर शक्तिके साथ उन्तका सामना करते जाते थे ! न्यूका- 
सलमसे सरकारने जो आग भड़काई थी, उसकी चिनगारियोसे 
अब फोनिक्स भी भस्क उठा था | फोनिक्स नटालके उत्तरी तट 
के खानों मे काम करनेवाले मजदूरोंका केन्द्र था! पर सरकार इस 
समय चोकन्नी हो रही थी, इसलिए फोनिक्सके उठते हुए विप्लव 
पर प्रारम्भमं ही उसकी क्रोधित निगाहें जा पडी, ओर उसने 
चुन-चुन कर वहॉके तमाम नेताओंको तुरन्त गिरफ्तार कर 
लिया ! अपनी घबराहट ओर उत्तेजनामें सरकार अपराधी ओर 
गर अपरावीका अतर तक भुछा चुका थी, ओर इसलिए विना 
किसी कारणके उसने इण्डियन ओपी नियनके अंगरेजी भागके 
सम्पादक वेस्टको भी गिरफ्तार कर जेलमे डाल दिया। इन सत्र 
नेताओके गिरफ्तार हो लानेसे सत्याग्रहिियोकोी सहायता पहुंचान 
आर माग बतानके लिए अब कोई भी नेता वाहर न रह गया था | 
आर इस इच्छासे ही सरकारने नंताओंकी सीकचोमे डाला भा 
था । पर नेताओंसे विलग होफर अकेले पड जान पर भी जागरूफ 


श्पर 


महात्मा गारधी 


मजदूर निडर होकर अडिग बने रहे। वे किसी भी हालतमे सर- 
कारकी कदम वोशीके छिए भुकनेकी तेयार न थे। सरकार 

देख सोचमे पड गई। उसे सूझ ही नहीं पड रहा था कि 
क्या करे, क्या न करें? चह अब महसूस करने छगी थी 
कि शब्रोंके प्रहार इन निहत्थोकी पीठ पर जसे वेअमर हो 
जात हु | 

भारतकी निगाहँ भी इस समय दक्षिण अफ्रीका पर 
लगी हुई थीं! अतः वहॉँके अत्याचारोंकी खबरसे चिन्तित 
होकर गोखलेने सी एफ पएन्डू जको तुरन्त दक्षिण अफ्रीका जाकर 
सत्यागृहियोंकी सहायता पहुचानका आग्रह किया। भारतके 
दीनजनोाके बन्धु एन्ड्र जने वी असन्नताके साथ इस पुनीत 
कायफा भार अपने ऊपर लिया आर तुरन्त अपन मिन्न पिटसन 
के साथ दक्षिण अफ्रीकाके लिए घल पड | 


लेकिन इसी चीच सरकार भी अपने दमन ओर अत्याचारोंसे 
खुद ही थक कर ओर परेशान होकर समझोाताकी राह ढँटने 
लगी थी | अतः भारतीयोंको शात्त करनेके लिए जनरल स्मटसने 
भारतीय मामलेकी जॉचके लिए तुरन्त एक कमीशन नियुक्त कर 
दिया था । इस क्मीशनके सदस्य तीन युरोपियन थ | सममेतेक 
किए ज़मीन तयार करनेफी चतुर सरकारने गावीजी आर उनके 
साथी--फंछन बक तथा पोलकको १८ दिसम्बर १९१३ को बिना 
शत रिहा भी कर वि्या। इनके बाद शीघ्र ही ब्रेम्ट भी छोड़ 
टिये गये । 

जेलसे छूटते ही गावधीजी तथा उनऊे साथी डरब्रन आये। 
यहासे तुरन्त २१ दिसम्बर १६१३ को गावीजीने स्मदलऊो 

न्८३ 


युग-उरुष 


शक जोरदार पत्र छिखा जिसमे उन्होने माग की थी कि 
कमीशनसे किसी भारतीय विरोधी यूरोपियनको न रखा जाय 
कमसे कम एक भारतीय कसीशनका सदस्य हो, सब सत्याग्रह्दी 
केदी त्रन्त रिहा कर दिये जायें, ओर यदि मजदूरों पर हुए 
अत्याचारोंके संवधमे हमसे गवाही लेनी हो तो हमे खानो 
ये कारखानोंके केन्द्रम जाने दिया जाय । इस पतन्रमे गांधीजीने 


यह भी साथदहदी साथ घोषित कर दिया था कि अगर उनकी ये 
शर्ते स्वीकार न की गई तो वे फिरसे सत्यागृह शुरु कर देगे । 


किन्तु सरकार अभी भी ऐठी हुई थी। २४ ता० दिसिम्बरको 
सरकारके अध्यक्ष जनरल स्मटसका गाधीजीको रुखासा उत्तर 
सिला कि कमीशनमे उनकी शर्तपर सदस्य नियुक्त नहीं किया जा 
सकता । फलतः गाधीजीने अपनी पूर्वा घोषणाके अनुसार 
एक जनवरी १६१४ से पनः सत्याग्रह करनेका ऐलान कर वि्या | 


इसी समय ऐनन्‍्ड्ूज भी डरवन आ पहुचे। दोनों मित्रोंकी 
यह प्रथम मुलाकात थी। इधर घटना चक्र भी बदलता जा रहा 
था। दक्षिण अफ्रीकाकी यनियन रेलवेके यरोपियन कायकत्तीओंने 
यकायक हडताल वोल दी थी । अतः गांधीजीके कुछ भारतीय 
मिन्रोंने उन्हें इस अवसरका फायदा उठाकर तरन्त सत्याग्रह 
शुरु कर देनेकी राय दी। किन्त गाधीजी किसीकी मुसीवरनों 
पर पनपनेवालोमे स नहीं हे, उनके सत्याग्रहके सिद्धान्तमे दूसर 
की मूसीवतोसे अपना फायदा उठाता विलकुछ अमान्य ओर 
चर्जित है । फछतः गांधीजीने अपने मिन्रोंकी इस पापपूर्ण 
आकाक्षाको ढवाते हुए स्पष्ट घोपित कर दिया कि यहि सत्याग्रहक्ी 
आवश्यकता हुई तो रेलचे हडतालके खतस होनेपर ही उस छा 


२८४ 


हाध्मा गांवी 


जा सकेगा | गाधीजीकी इस निर्मल घोषणा आर अशञतन्नरु भाव को 
देखकर प्रतियोधी -आर प्रतिहिंसक ससार चकित हो उठा | 
शत्रपर दया वा करुणा करनेका यह अद्युत व्यापार नि सन्देह 
दनियाके लिये नया सा था। अतः गावीके शजत्र॒ भी उनकी 
इस व्यापक करुणासे पिघल कर द्रवित हो उठे , तथा कठोर 
ओर गोरी सरकार भी भारतीयाॉंके इस अपूयच बलिदान 
ओर त्यागसे प्रभावित हुए विना न रह सकी। सत्याग्रहकी यह 
महत्वपूर्ण विजय थी। गाधीन अन्तत:--सरकारके हृदयको 
अपने स्नेहकी आचसे नरम कर विया था। 

सरकारको विपद्श्रस्त पाकर गाधीजी भी अब 
यह चाहने छगे थे कि अच्छा हो यदि किसी तरह 
भारतीयों ओर सरकारक बीच शातिपूबक सममाता 
हो जाय। अतः उन्होने स्मटससे मिलमेके छिए एक 
आधीना पत्र भेजा । यह प्रार्थेना स्वीकार कर छी गई ओर तदूनु- 
सार गांधी अपने मित्र एन्ड्र जको लेकर स्मटससे मिलने प्रिटोरिया 
पहुचे। यद्यपि इस वार स्मटस वडी जल्दीसे मिलनेको तय्यार 
हो गये थे, लेकिन थे वे ही स्मटस थे जिन्होंने अभियोन! 
प्रारम्भम भारतीय नेताकी कोई बात तक सननेसे इन्कार कर 
दिया था। तो कया अब स्मटसका हृदय बदल गया था ? णएसा 
सममना गलत होगा। उसका हृटय भीतरसे वस्त॒तः पर्वकी 
भांति ही दुरमा आर कुचाली वना रहा, जैसा कि उसके 
समभोतेके बादके ओर आजके कारनामोसे प्रत्यन्न ही है । बह 
इस समय असलमे सत्याम्रहियोंके पारुषको दवानेमे असमर्थ हो 
उठा था, ओर इसीलिए भय भर नीति व सममातेके लिए 
तेयार हुआ था, चदला कद्मपि नहीं । 

ब्८ध५ 


युग-पुरुष 


अस्तु जिस किसी तरहसे इस वार गांधीजी ओर जनरल 
स्मट्स मिले ओर उनमे बहुत-सा पत्रव्यवहार भी चला ! गाधी- 
जीने अन्तमे स्मट्सके सामने निम्न शर्तें पेश की,--भारतीयोंसे 
उनके मामलेमे सलाह छी जायेगी, कमीशनके काममे भारतीय 
रोड़ा न अटकायेगे, सत्याग्रह स्थगित कर दिया जावेगा और 
सत्याग्रह्दी केदी रिह्य होगे, ३ पोड का टेक्स हटा दिया जावेगा 
हिन्दू ओर मुस्लिम तथा पारसी धमके नियमानुसार हुए व्याह 
कानूनन्‌ करार दिये जाये; शिक्षित भारतीयोको ट्रान्सवालमे 
प्रवेश व्या जायगा आदि । 


इन शर्तों के उत्तरसे स्सट्सने गाधीजीको सूचित किया कि 
सत्याग्रही केदी तो रिहा कर दिये जा जुके है, ओर वाकी 
का फंसला कमीशन की रिपोर्टर आने पर कर दिया जायगा। 
गाधीजी इस उत्तरसे सतृष्ट हो गये और फछतः कमीशनकी 
रिपोर्ट तैयार होने तकके लिए उन्होने.सरकारके साथ एक अस्थायी 
सममीोता कर लिया । इस सममोतेके करानेमे ऐन्ड्र जने गांधी 
आर स्मट्रसके वीच एक मध्यस्थ ओर साक्षीका काम किया था ।"* 
छाड हार्डिजने भी इस अवसर पर भारतीयों ओर यूनियन सर- 
कारके वीच समम्मोता करानेमे सहयोग देनेके लिए भारत सर- 
कारकी तरफसे वेनजमिन रॉवटे्सनको दक्षिण अफ्रिका भेजा 
था। अतः रॉवर्टसन भी इस समय ग्रिटोरियाम मोजूद थे ' 

उक्त कमीशनकी रिपोर्ट, जिसपर शेप फसला रोक दिया गया 
था, जल्‍दी ही तयार होकर प्रकाशित कर दी गयी। रिपोट पक्षपात 
रहित थी, ओर उसमे भारतीयोंकी उन सब मार्गोकों सही ओर 
202 मिस: आती कप: 60 हक रद अत फिकिक 5८ 40 क गत ५ लक कक 


4. फ्राठ 97 504-502 
२८5 


महात्मा गावी 


डचित वतलाया गया था, जो गावीजीन स्मट्सके सामने पेशकी 
थीं। कमीशनने जोरदार अव्दोंसे खूनी कानून, ३ पाडके 
टेक्स, ओर भारतीय विवाह सबधी कानूनकी जिनकी वजहसे 
सत्याग्रहका भीपण तृफान उठा था, यनियन सरकारसे रद्द करने 
की सिफारेश की थी। इसके साथ ही कमीशनने 
भारतीयोंकी अन्य तमाम छोटी सोटी मांगोंको सी मंजर करनकी 
सलाह दी थी । कमीशनकी इन सिफारियोंसे भारतीय मामले 

शाति दायक हल अब निश्चित सा हो गया था। अतः इस 
रिपो्टके निकलने पर ऐन्ड्रज आर वेनजमिन दक्षिण अफ्रीका 
के भारतीणंकी चिन्तासे मुक्त होकर अपने निर्दिप्ट स्थानॉ-- 
क्रमशः इगलेण्ड ओर भारतको चढ विये | 


कमीशनकी सिफारिशके वाद ज॑साकि स्मट्सने वचन ठिया 
था, यूनियन सरकारने भी बिना समय लगाये यूनियन पाल्मिट 
(केप टॉउन) मे इडियन रिलीफ विद ( 77077 “रेटार्ट 977 ) 
पास करके भारतीयोंकी सारी मार्गोको स्वीकार कर लिया। 
इसके साथदही स्मटसने ३० जून ९९१४ को शक पतन्न छिखकर 
गावीजीको यह भी आश्वासन दिया कि शासन सबधी साजदा 
कामनूनोंका प्रयोग भी भारतीय हित आर अविकारोंकों हृषप्टिसे 
रखकर किया जायगा |“ 


सफल सम्राम आर गए्वीजीका भारतको प्रस्थान--- 
इस प्रकार रिीफ श्लिके पास हो ज्ञानसे सत्यात्रहका वह 


प्रगल्म ओर महान सख्त्य-समाम, जो १६०5 में गावीजीके विशाल 
ओर इृढ नेदृत्वम आरस्भ हुआ था. १६१४ मे आकर सफलता- 








4 का0 99 505-506 


न्ट्डज़ 


युग-पुरुष 


पूचक समाप्त हो गया । सत्याग्रह--सत्य और अहिंसा, की यह 
अनुपम ओर अलांकिक विजय थी । भारतीय सत्याग्रहियो--ब्री, 
वच्चे, ओर पुरुपोंने, अपने आत्मत्याग, आत्म-बलिदान ओर 
आत्म-पीड़न द्वारा, अन्तवः पाइचात्य मोतिकवादी नृञ्यंसता ओर 
पशुताकी अपनी हार स्वीकार करनेको मजबूर करके ही छोड़ा | 
अतः इस सत्याग्रहसंग्रामकोी हम भारतकी आध्यात्मिक संस्कृति 
ओर पश्चिमकी भोतिकवादी अथवा रावणीय सस्क्ृतिके बीचका 
एक युद्ध भी कह सकते है-जिसमे एक ओर भोतिकवादी हिसा 
से परिप्रण गोरोंकी आसुरी शक्ति थी ओर दूसरी ओर भार- 
तीयो की आध्यात्ममूछक अहिंसाकी विमछ देव शक्ति थी ! 
दूसरे शब्दामे यह युद्ध दो परस्पर विरोधी भावनाओं, सिद्धान्ता 
ओर सस्क्ृतियोंके बीचका एक विकट ओर असामान्य युद्ध था ! 


निःसन्देह इस युद्धके प्रारम्भभे, भोंतिकता ओर पशुबलमे 
विश्वास करनेवाले ससारने यही सोचा होगा कि निहत्थे ओर 
शस्त्र एव. ताकत विहीन भारतीय सत्याग्रही स्मदसके शस्त्रों 
ओर पल्टनोंके सामने क्‍या टिक सकेंगे, किन्तु उसे ( ससार ) 
तव जरूर अमित आइचय हुआ होगा, जब उसने देखा कि आठ 
वर्षकि अविरल पीडन और वलिदानके पश्चात्‌ हिंसा नतूमस्तक 
होकर अहिसाके सामने घुटने टेके हुए हैं, ओर जनरल स्मट्स 
निहत्थे ओर द्रिद्र भारतीयोंके साथ सम्मानपू्वक सममांता 
कर रहे है। अतः हम निःसकोच द्ोकर कह सकते हैं कि दक्षिण 
अफ्रिकाका यह सम्राम 'सत्यः और 'अहिसा'की एक अपूर्वे ओर 
सफल लडाई थी । 

अस्तु सत्याग्रह संग्रामके इस अ्रकार सफलता पूर्चक समाप्त हो 


२८८ 


हज 


धर 4 हि ता कह रु 
[ ०28४ 88 | ४ एशछे ह ९०७७६ 08|2 [ 80०५ ४£# ] 



























82 23 की हा फालास्फूर फ्र्ठ एम, पा ल+ री ऊ्यटल आफ जप मेड 
हि ज "क रे ७० 
पे है ६०, 7५ कै हि अर 35% है ् $+ चर ८ 5०५४१ ४ गऊे व दा ५. नर 








जा के | 
८. ४2३ हट अधि ४ सन 2 जे 3 प्म्ण लि ७ छ्ड 


०., ४९ फ अएछट पर दर पे 








फ््ज- 
है 25२ ०-६--- 
-*->ग्रीं 0० #.. ->> + 


पृ 
डे 


महात्मा गावी 


जानेसे भाधीजीका दक्षिण अफ्रीकाका कार्य भी अब समाप्त हो 
चछा था | उसलिए अब वहा रुकना आवश्यक न समझ कर , 
गाधीजी भारत छोटनेके लिए तत्पर हो उठे | वे आरम्भ ही से - 
इस अवसरकी ताकमे थे कि कब दक्षिण अफ्रीकाके कार्य से छुट्टी, 
मिले ओर वे साठ्भूसिकी सेबाके लिए हिन्दुस्तान छोट जाबे। 
अब उन्हें यह सुअवसर मिला था, इसलिए वे समझोतेके कुछ ही 
महीने वाद १८जुछाई १९१४ को इंगलेडके मार्ग से क्यों कि उन्हें वहाँ. 
अपने गुरु गोखलेसे सेट करना था,' भारतके लिए रवाना होगये । 
उपसहार-- - 
जिस समय गाधीजी भारतकों छोठे, उस समय उनका 
ख्याल था कि दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयोके अब सारे दुःख- ' 
दर्द खतस हो जायेगे, ओर यूनियन सरकार भविष्य ने, जेसा कि 
उसके मन्नी स्मट्सने आश्वासन दिया था, भारतीयोके हित्तका 
ख्याल रखकर ही कानूनोका निर्मोण ओर प्रयोग किया करेगी । 
किन्तु खेद, ये सब वायदे भृूठे आर सारहीन निकले | कूटनीतिज्ञ - 
स्मदसले अपने उन वायदोंकों कमी पूरा न किया, ओर आज भी 
वह भारतीयोंके विरूद्ध नये-तये कानून ओर विछ बनाने पर छगा 
हुआ है । स्मट्सने असलमे उस वक्त जो कुछ किया था, वह सब 
गाधीजीके भय ही से किया था, इसलिए उनके प्रीठ फेरते ही 
भारतीयोको फिर उसी पुराने तरीकेसे तग किया जाने रूगा, ओर 
निर्भय होकर गोरे पुनः दक्षिण अफ्रीकासे भारतीयोको निकालते 
फे लिए थोर मचाने लगे। १९२१ की इम्पीरियल कान्फरेन्समे 
शिटिंय गवनेमेंटने तक यूनियन सरकारसे भारतीयोंके नागरिक 


१ गोसले उस वफ़्त डगलूेण्ड मे थे । 
२८९ 








युग-पुरुष 


हकोंको कवूछ करनेकी सिफारिस की, किन्तु रंग-द्वेषी जनरल 
स्मट्सने सारतीयोंकोी किसी भी तरह वरावरीका हक देनेसे इनकार 
कर दिया । वल्कि इसके विपरीत उसकी यूनियन सरकारने उसी 
साल तीन ऐसे आइडिलेन्स पास किये, जिनके द्वारा भारतीयोके 
व्यापारिक अधिकार विलकुछ घटा दिखे गये, स्यूनिस्पल फ्रेन्चाईज 
छीन लिया गया, ओर उन्‍हें यूरोपियन एरियामे वसनेसे कतई 
रोक दिया गया | १६१श्मे फिर सारतीयोंके अधिकारोंका अप- 
हरण करनेके लिए मलान ऐक्ट पास हुआ | यह वहुत ही 
विषाक्त ऐक्ट था, अतः उसकी जगह १८३६ से सरकारने स्वयं 
कुछ सुवारोके साथ 'ट्रान्सवाल ऐशियाटिक लड टिन्योर ऐक्टः? 
पास किया। इस ऐक्टके अजुसार भारतीयोको यूरोपियन 
एरियासे अलग तो किया गया, छेकिन उन्हें अफ्रीकामे घसने ओर 
जायदाढ वनानेके हक जो सछान ऐक्टमे नहीं दिये गये थे, दे दिये 
गये | १९३९ में भारतीयोंको ओर कर्सकर बाधनेके लिए टान्स- 
वाल लछेड ओर टु डिग विछ पास किया गया । १५९४३ भे पेमिंग 
ऐक्ट पास हुआ ओर सारतीयोके तिजारत, वसने ओर जमीन 
लेनेके हको पर ओर कठोर प्रतिवन्ध ्ञगा दिये गये | 

आओर आज १९४६ मे घिटो वित्ञ पास करके जनरल स्मटसने 
भारतीयोंके हकॉपर पूणो आघात कर दिया ह। इस बिलके 
अनुसार भारतीयोंकी यरोपियनॉसे अलग हिस्सोंमे रहनेको 
मजबूर क्रिया गया हे। रम-द्वेषका यह नग्नरूप 6। इसकी 
प्रतिक्रियांस भारतीयोंने आज फिर वहा सत्याग्रह सम्राम? छेड़ 
रखा हं। दूसरी तरफ गोरी फासिस्ट आही भी भारतीय 
सत्याग्रहियोंका ,पूरी तरह कठोरता ओर भीपणताके साथ 


२५९० 





मन ; वा और बाप 
दक्षिण अफ्रीया से भारत लोटते समय ८  सक् लेण्ड में 
[ पृष्ठ २९५९ 


पन्‌ १९९४ ] 


महात्मा गाधी 


टमन करती जा रही है। किन्तु भारतकों आजा हूँ कि यदि 
उसकी प्रवासी जनता गाधीजीके सत्य आर अहिसाके सागपर 
यद्धको चलावी रही तो स्मट्सको अन्तर फिर क्ुकना पड़ेगा 
आर गोर आतकवादकों भारतीयासे क्षमा मॉगनी पड़ेगी । 
महात्मा गावीके शब्दोंमि ब्दॉमे यह गोरी अत्याचारी राजसत्ता 
असलमे अपनी पशुता, स्वार्थ परता अर र॒गके अभिमानम पड्कर, 
दक्षिण अफ्रीकाम पाठ्चात्य सम्यता की क॒न्न खोद रही ह | 
महात्मा गावीका विश्वास है, जसा कि उन्होंने पूनाकी प्राथना 
सभामे १० जुलाई १९४६ को कहा था, कि “यदि हमारे लोग 
हृढनिए होकर अन्त तक अहिंसा पर कायम रहे”? तो उनका 
प्रवछ पोरूप “पश्चिमी सथ्यता, जिसका सच्चा आर नगा रूप 
दक्षिण अफ्रीकाम प्रकट हुआ है, के कफन के सन्दृक पर अन्तिम 
परेक ठोक देगा ।”? गावीजीको यह भी आशा है कि 
स्मटस जल्‍दी ही अपनी इस भूलको मालूम करके कि केवल 
अत्याचार आर दडके सयसे भारतीयोंको दवाना असम्भव ह, 
उनके साथ सम्मानग्रद्‌ समकोता करनेको राजी हो जायगा | 
निःसन्देह, सम्पूरा प्रजातत्रवादी ससारकी निगाहें आज 
दक्षिण अफ्रीकाकी इस अमानुपिक फासिस्टवादी अनीतिको 
देखकर वहुत ही छुब्ध ओर त्रस्त हैं। देखना है दक्षिण अफ्रीका 
उस फासिस्टवादका किस त्तरह अन्त होता है ।' 


१ दक्षिण अफ्रिकाक़ी आजकी स्वितिपर, वक्तव्य देते हए २३ व्सिम्बर 
४० यो रायटर छे प्रतिनिविसे वर्शं की नेशनल मारतीय माग्रेसके प्रधान 
थ्री मोरने क्द्या था--दक्षिण अफ्रोकाके जीवनमें वर्ण त्रद्नेपफी भावना 
का परायल्य ऐ। उस स्थानपर रहफर कोई भो वद्दा की स्थिति देखनेपर 

२५९१ 


' युग-पुरुष 


यही कहेगा कि आजछे दक्षिण अफ्रोका और १९३३ के नाजी जममनी में 
तनिक भो अन्तर नहीं है ।” 

हाल ही मे ( ११ मार्च सन्‌ ४८ ) की नेटाल और दुन्सवाल की 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसने अमेरिकाके पत्रकारोके नाम एक पत्र लिखा है- 
जिसमे कहा है कि 'निटालके २ लाख २३ हजार मारतीय एक बहुत बडे 
केदखूनेमे रह रहे हैं। आप लोग दक्षिण अफ्रीका का केवल एक ही 
चित्र देखेंगे--सोने की खाने, सुन्दर दृश्य तथा उन्नतिशीरू उद्योग, 
लेकिन दक्षिण अफ्रीका का दूसरा चित्र आप लोगो को देखने के लिएन 
मिलेगा--गुलाम सजदूरोका प्रदेश और बढती हुई तपेद्किकी बीमारी । 


: <दन्षिण अफ्रोकामे भारतीय इस स्पष्ट समकोतेपर आये थे कि उन्हे 
नागरिकताके सम्पूर अधिकार दिये जायेंगे, लेकिन सन्‌ १८९६ मे ही 
उनसे नागरिकताके अधिकार छोन लिये गये । इस ससय र॒ग ओर जाति- 
मेदके आधारपर नने हुये भारतीयोऊे विरुद्ध ६६ कानून हैं । उन्हें एक 
प्रातसे दूसरे प्रातमे जाने की मी आजादी नहीं है ।” 

लेकिन इने सबके बावजूद गांवीजीके साथ हमे भी विश्वास है कि 
क्षत्याचारी अ्रक्रीकाकी सरकारका अ्रन्तत झुकना पदव्या और भारतीयोकी 
सही भागोकी स्वीकार करना पड़ेगा | डरबनसे प्रकाशित १४ मार्च 
सन्‌ ४८ के समाचारके अनुसार नेटाल भारतीय सधके अध्यक्ष श्रो ए. एस 
काजीने डरचनकी एक सभामें भापण करते हुए कहा है किंदक्षिण अफ्री- 
काकी सरकार भारतीयों की समस्या पर विचार करनेको तेयार हो गयी हैं।' 

श्री काजीके इस बवक्‍तव्यसे हम आशां होती है कि स्मद्स अब 
अधिक दिन तक न ऐंठे रहँगे ओर उसकी सरकार भारतीयोसे सम्मान- 
पूर्वक समझता कर छेंगी | १०)५ 

प्रवस भाग समाप्त 





मुद्रक-पं ० पृथ्वीनाथ भार्गव, भार्गव भूषण प्रेस, गायधाट, बनारस | 





सहायक पुस्तका का रूचा 
गए्‌फ्ठल #एबत्थाग॥ए रण है, >ए में छजात 


गराक्षा) 

फतवा फ कक पर. एाएठ 

पृफढ सिइएट शातव (एव रण 06 (0787688 47 
पवार 7327९ क# #्काल्फ5 ठेट (ग्ञ4 पप्लण] 


पातवाशा (०रभ्नापणार्श बर0पे औड0)0४ 2९ए६0०७- 
प्रथा; 2ए ("प्रप्रगषांधी ऐसा) 8प्र.॥ 


श्राब्रत९ए३ (50ए70ते रिव्ा॥6० 9ए 4ि0०४ 
रिल्ाइड८९ा चताड >ए को (५ हि. टबएीआा45 
सीधा 0ल्एबा एल >ए छ छदतेवलफ़ैपात 
(.0१87255 903, (७05८ 


9,८०0०5०७४८ छु६0०४ए ०६ छ:5080 [50% फ्रैफ के ( 
छत 


(5]777$8९5 06 08९ ०० छलञा507ए 
गखाशाब्राणतं 706 #>ए # 4, $8लाप्गगबा 
05 फिटघश्या।, एप. /४०त7858 97. 


- जी पाता) तानाए >ए १(07९एप९, 


>स्मिकथा अनु ररिमाऊ उपाध्याय 
४ बेर (57790॥3॥ ७ए ] ] 7007%6 
दक्षिण अफ्रीका या सत्याग्रह ले महात्मा गावी अनु गोयदे 


« 0०एबड०8 70 5090 औजिएत ५905, ७>ए (00- 


जाता 65वचा 

महात्मा गाधी लेसक श्री गमचन्द्र वमो 

एशावी छ०0700 (एाहढव्ा छछ ऐ। .ल्छटा 
७गातीण एप, 4944 800/843४ 

जियते 3ए्नाग्] ७ए रथ [6 5मण्वीड 


